महाराजा छत्रसाल बुँदेला 


समकालीन ऐतिहासिक सामग्री पर आधारित 


डॉ. भगवानदास गुप्त 


डॉ. यदुनाथ सरकार के “दो शब्द' 
एवं 
डॉ. रघुबीर सिंह की भूमिका” सहित 


956 


शिवलाल अग्रवाल एण्ड कं. प्रा. लि. 
आगरा 


लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत 


705 66460 0५ +8]69#॥ 7५8 - एपधावां 


“प्रथम सस्करण सितम्बर १९५८ 
मूल्य : १२५० 


प्रकाशक टीटागढ़ पेपर मिलस क० लि० के अत्यन्त आमारी है जिन्होंने इस 
पुस्तक के लिये कागज का प्रवन्ध किया | 


रापे मोहन अग्रवाल मतरेजिंग डाइरेक्टर शिवलाल एन्ड क० प्रा० लि० 
आगरा द्वारा प्रकाशित तया ने शनल प्रिंटिंग वर्क्स, 
१० दरियागज दिल्लों द्वारा मुद्रित 


दो शुब्द्‌ 


डा० भगवानदास गुप्त कृत छत्रसाल बुंदेला की यह जीवनी ऐतिहा/सक शोध से 
परिपूर्ण एक विश्वसनीय कृति है और मध्यकालीन भारतोय इतिहास के इस काल विश्ञेप 
के लिए तो एक निश्चयात्मक प्रामाणिक प्रय के रूर में इसको गणना होती रहेगी। प्रय- 
कर्ता ने इतिहास-लेखन के सही तिद्धां गो का अनु प्तरण किया हे, विभिन्न भाषाओं में उप- 
लम्प मूल आधार सामग्री तक वह पहुचा हे ओर साय ही उसने बडी हो सुक्ष्मता के साथ 
स्थानीय जाच पडताल भी की है जिसके फनस्वरूप उसने बत्यत महत्त्व को बहुत-चुछ 
प्राथमिक आवधर-सामग्रो को ढू ढ़ निकाला हूँ । यो पन्ना राजघरा ने के पुराते लेख-सग्रह में से 
अपने पुत्रो के नाम लिखें गए छत्नसाल के पत्र उसने उपलब्ध किये हे और प्रःणनायी 
सप्रदाय के सयत्न सुरक्षित गुद्य धर्मे-प्रन्यो को भी वह प्राप्त कर सका है। जिस धर्य और 
दुढता के साय उसने दुंदे नखंड के संकडों छोटे-छोटे स्थानो फो खोज निकाला है, हमारे 
मष्पयकालीन इतिहस पर शोध करने वाले अन्य लोगों के लिए तो वहु एक अनुकरणीय 
उदाहरण बना रहेगा । 

अपने विषय फो प्रत्तुत करने में डा० गुप्त न तो कह्ठीं अग्रासगिक बातो को लेकर 
बहके है और न कहीं निस्सार शब्द-विस्तार ही किया है। अपने शब्द विवरणों में उन्होंने 
उचित अनुगत एवं आवश्यक समतोल का सी पूुरा-पूरा ध्यान रखा है । 


१०, लेक टेरेस यदुताय सरकार 
कलकत्ता, २६ | आनरेरी डी लिट 
१ जून, १६५६ ई० आनरेरी सदस्य, रायल ऐशियाटिक सोसायटी 


ग्रेट ब्रिध्न ऐंड आयलेड, कौरेसपोडिंग सदस्य 
रायल हिस्टोरिकल सोसायटी, इग्लेंड 


7207 66860 0५ +8]69#॥ 7५8 - एगुंगावां 


भूमिका 


'शिवराज-भूपण” और शिवा-बावनी' का निर्भीक रचयिता वीर रस का अमर 

कवि भूषण छत्रसाल दशक' में कह उठा है -- 
“और राव राजा एक मन में न ल्याऊँ अब, 
साहू को सराहों क॑ सराहों छत्रसाल को ॥” 

जिसे पढकर साधारण पाठक के साथ ही इतिहासकार का ध्यान भी छत्नसाल बुंदेला की 
ओर स्वत आकपित हो जाना स्वाभाविक ही हैँ । कई एक पुरानी प्रतियो में भी पाठान्तर 
के रूप में ही क्यो न हो, 'साह” के स्थान पर “सिवा” पाठ भेद से तो पाठक के हृदय में 
छत्रसाल के प्रति और भी अधिक आदर और श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना नही रहते | यही कारण 
था कि ईसा की १६वीं शताब्दी के अतिम युगो में जब उस समय भारत पर शासन कर रही 
प्रवल अग्रेंजी सत्ता के प्रति सवेब्यापी उत्कट विरोध की तीत्र भावना भारतीयो के हृदयो 
में घर करने लगी थी और उसी के फलस्वरूप जब भारतीय स्वाधीनता के उपासको तथा 
अदम्य साहसी देशभक्‍्तो ने मुगल सत्ता के अनवरत अडिग विरोधी राणा प्रताप और सफल 
विद्रोही नेता शिवाजी को अपना पूज्य अनुकरणीय आदर्श स्वीकार किया तब साथ ही 
कुछ का ध्यान अनायास औरगज़ब के दुर्देम्य प्रतिरोधी छत्रसाल बृँदेला की ओर भी गया 
एवं यदा-कदा उसको भी श्रद्धाजलि समर्पित की जाने लगी । 

अपने पिता साहसी चपतराय दुंदेला के चरण-चिह्नो पर चल कर॑ छत्रसाल बुंदेला 
ने कोई साठ वर्षों के अनवरत संघर्ष और प्रयत्नों के फलस्वरूप पूर्वी बुंदेलखड में एक 
सुविस्तृत स्वाधीन राज्य की स्थापना की थी । छत्रसाल के राज-दरवार में भूषण का 
समुचित आदर-सम्मान हुआ था। छत्रसाल के दरवार में कई अन्य कवि भी रहते थे, जिनमें 
छत्र प्रकाश” का रचयिता लाल कवि प्रमुख था। छत्रसाल स्वय भी एक ऊचा कवि था। 
उसकी कविताओ के सग्रह पहिले छगम्न-विलास' और वाद में छत्रसाल ग्रयावली' के नाम से 
प्रकाशित हुए हैं । 

इबर कुछ साहित्यकार भी छत्रसाल बूंदेला की ओर आकपित हुए है । उपन्यासकार 
श्री वानचन्द शाह ने मराठी भाषा में 'छत्नसाल” नामक एक उपन्यास लिखा था । इधर 
सुविख्यात राजनीतिज्ञ साहित्यकार सरदार कावालम्‌ मावव पणिक्कर ने भी मलयालम्‌ 
भाषा में छत्रसगाल विषयक एक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की थी। परन्तु दुर्भाग्यवश 
कुद्ध पहिले तक छत्रसाल का कोई भी प्रामाणिक विस्तृत जीवन-वृत्त नही लिखा जा सका 
था। पागसन ने अपने अग्रेजी इतिहास-पग्रय॒ए हिस्द्री आफ बुंदेलाज' में छत्रसाल के इतिवृत्त 
के लिए तो मुस्यत लाल कवि करत दछत्र प्रकाश का ही अग्रेजी अनुवाद दिया हूँ । 'ए हिस्ट्री 
जाफ बगद नवाब्ज़ आफ फर्रखाबाद' लिखते समय विलियम अविन ने तव प्राप्य फ़ारसी 


अकक" ५३«« 


और हिन्दी आधार-सामग्री के आवार पर छत्रसाल के पिछले १०-१४ वर्षो के जीवन 
का यथासमव क्रमवबद्ध विवरण प्रस्तुत किया था। परन्तु तव भी छत्रसाल के औरगज़ेव॑- 
कालीन जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डाल सकने वाली अत्यावध्यक प्राथमिक आधार/सामग्री 
सर्वया अप्राप्य ही रही । पुन उस प्रादेशिक इतिहास विययक आवश्यक स्थानीय आधाइ 
सामग्री या समुचित जानकारी भी तव नहीं मिल सकी थी । अतएवं लेटर मुग्रत्ज़' और 
'हिस्ट्री आफ औरगज़ेब' में विलियम अविन तथा डाक्टर यदुनाथ सरकार द्वारा क्रमशः 
प्रस्तुत छत्नसाल के सक्षिप्त जीवन-वृत्त तव अपूर्ण और कुछ अथ्ो में अप्रामाणिक ही रहे । 
छत्रसाल ने अपने प्रदेश में जिस विस्तृत राज्य की स्थापना की थी वह उसकी मृत्यु 
के साय ही अनेक विभागों में बेंट गया, तयापि छत्रसाल का भारतीय इतिहास में अपना 
विश्ञेप महत्त्व हैं। प्रथम तो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध समय-समय पर चलते रहने वाले 
विद्रोहो की परम्परा में छत्नमाल के विरोध तथा विद्रोहो का वहुत ही उल्लेखनीय स्थान हैं 
औरणज़ेव जैसे दृढ निशचयी चतुर प्रवल सम्राट की दमनपूर्ण धर्मप्रधान कट्टर नीति से 
उत्तरी भारत में अवर्गनीय भय, विवशत्ता एव निराणा विश्येप स्पेण व्याप्त हो गये थे । 
तव छत्रसाल के विद्रोहो ने वुँदेलो के साथ ही अन्य जनसावारण में मी एक नई आागा तथा 
उत्साह का सचार किया था। दूसरे औरगज़ेब की मृत्यु के कुछ ही वर्षो वाद मुगल साम्राज्य 
का जो विश्युव॒लन प्रारभ हुआ, छत्रसाल ने उसको विशेष गति ही नही दी परन्तु उस प्रदेश 
में सर्वंया नई शक्तियों का प्रवेश कराकर अनजाने ही उसने उसकी सारी दिशा को भी 
बहुत कुछ वदल दिया । छत्रमाल की प्रार्थना पर वुंदेलखड पहुच कर चाजीराव पेणवा तने 
मुहम्मद वगश को उस प्रदेश से निकाल बाहर करने में उसकी पूरी-पूरी सहायता की 
जिससे मुगल साम्राज्य के सव ही विरोधियो को बहुत बल मिला | पुन इसी सफल सहायता 
के बदले में छुत्नमाल ने अपने राज्य का एक तिहाई भाग पेशवा वाजीराव को दे दिया औरे 
यों इस प्रदेश में मराठो का एक स्थायी सुदृढ़ केन्द्र स्थापित हो गया जिससे आगे चल कर 
मालवा पर अधिकार जमाने त्तवा दिल्नी और अन्नर्वेद तक जा पहुँचने में उन्हें विद्येप॑ 
कठिनाई नही रह गई । किन्तु इन सारी विशेषताओं एव प्रवृत्तियो को ठीक तरह से समझने 
के लिए छत्साल की विस्तत प्रामाणिक जीवनी नितान्त आवश्यक हो जाती है । यह बडे 
ही हर्ष एव सतोप की वात हूँ कि बुंदेलखण्ड के ही एक उत्लाही सुविन सुपूत, डा० मगवान- 
दास गुप्त ने इस ग्रद्‌ की रचना कर भारतीय इतिहास साहित्य की एक बहुत वडी कमी को 
पूरा करने का अनुकरणीय सफन प्रयत्न किया है 
इन पिछले पच्चीस तीस वर्षो में ऐसी बहुत सी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक आवार- 
सामप्नी प्रकाश में आई है जिससे छत्तमाल के समूचे जीवन पर बहन अधिक नया प्रकाश 
पटता हूँ । औरगज्षेव और उसके उत्तरापिकारियों के शासनकाल में नित्य प्रति फास्सी में 
लिखे गये 'अखबारात-इ-दरवार-इन्मुअल्ला' की प्राप्य प्रतियो, ग्राही दरबार या अन्‍्प्र 
राज्यो के महत्त्वपूर्ण ऐंतिहानिक व्यक्तियो, अधिकारियों या कर्मचारियों को या उनके द्वारा 


>८ ० 


फारसी, हिन्दी या राजस्थानी में लिखे गये सरकारी या निजी कागज-पत्रो के सप्रहो, आदि 
से भी छत्रसाल के वारे में बहुत-कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई हैं। मराठो से सम्पर्क स्थापित 
हो जाने के वाद मराठो द्वारा मराठी भाषा में लिखे गये कागज-पत्रो आदि में भी छत्रसाल 
सत्रपी कई एक महत्त्वगृर्ण उल्लेख मिलते है । इस प्रकार की सारी प्राप्य प्रामाणिक आधघार- 
सामग्री से समुचित जानकारी प्राप्त कर डा० भगवानदास गुप्त ने उस सबका इस ग्रथ में 
पूरा-पूरा उपयोग किया हु । 
यही नहीं डा० भगवानदास ग॒प्त ने सारे बुंदेलखण्ड प्रदेश में बारबार घूम-घूम कर 
वहा के राजघरानों तथा अन्य अनेकानेक व्यवितयो के निजी सम्रहों में सप्नह्ीत महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक आधार-सामप्री को खोज कर प्रकाश में लाते का भी पर्याप्त प्रयत्न किया । 
ऐसे ही प्रयत्तों के फलस्वरूप उसे छत्रसाल के अनेकातेक निजी पत्र देखने को मिले, जिनका 
इस ग्रय में यथास्थान उपयोग एव उल्लेख किया गया हैं । अपनी इन यत्राओ में लेखक ने 
छत्रसाल की जीवती से सम्बद्ध प्राय सभी उल्लेखवीय स्थनो तक पहुच कर वहा की भौगो- 
लिक स्थिति आदि को देखा है और वहा छत्नप्ताल सत्रती प्रवलित स्थानीय दतकयाओ 
एव प्रवादों की भी जानकारी प्राप्त की हैँ जिससे छत्साल सव् थी कई एक गु।त्वयों को सुल- 
झाने में उसे विशेय कठिताई नहीं पडी । 
इस ग्रय में प्रयम वार छत्नसाल बुदेला का सपूर्ण क्रमवद्ध प्रामाणिक जीवन-वृत्त 
प्रस्तुत किया जा रहा हैं, जिससे उसकी औरगज़ेब्रकालीन जीव वी पर भी सर्ववा नया प्रकाश 
पडता हैं। उसकी तत्कालीन गतिविधियों विययक अब तक प्रचलित एप्र प्राय मान्य कई 
एक म्रातियों का अब निश्चित रूपेण निराकरण हो सकेगा, तया इस प्रामाणिक इतिवृत्त 
के आवार पर छत्रसाल के चरित्र, पराक्रम और सफलताओ आदि का ठीक-डीक मुल्याकन 
विया जा सकेगा । यहा यह मानना होगा कि अपने चरित्रनायक के चरित्र, सफलता और 
ऐतिहासिक महत्त्व, आदि विययो पर लिखते समय डा० भगवानदास गुप्त ने समुचित 
संयम, अत्यावश्यक संतुलन और विहित सूझ्नत्रुझ से काम लिया हैँ । इस प्रकार डा० 
भगवानदास गुप्त ने ऐतिहासिक व्यक्तियों की जीवनी लिखने वालों के लिए एक समुचित 
आदर प्रस्तुत किया है, जिसका अनुसरण कर भागे अन्य उत्साही इतिहास-प्शोवक भारतीय 
इतिहास के अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवितयो की भी ऐंगी ही प्रामाणिक जीवनियाँ लिख सकेंगे । 
छप्तमाल की जीवनी भारतीय एत्र प्रादेशिक इतिहास का एक महत्वयूर्ण परन्तु 
साथ ही विशिष्ट सीमित पहलू मात्र था, उससे समूचे प्रदेश के तत्कालीन इतिहास पर 
भी कोई सम्यक्‌ प्रकाश नही पडता हैं| इस ग्रय के लिए आवश्यक जानकारी और सामग्री 
एउश्र करने के लिए डा० भगवानदास गुप्त को अनेक बार इस समूचे प्ररेंश की यात्रा करनी 
पटी थी और उसके सुदूर देहातों से भी उसने अत्यावश्यक सम्पर्क स्थायित किया था । 
उसकी इस सारी जानकारी, निकटतम परिचय, घनिष्ठ सम्पर्क तथा सचित अनुमव का 
टाक ठीक उपयोग तभी हो सकेगा यदि वह अब आगे अपने इस बुँदेलखड प्रदेश के क्रमवद्ध 


न ९ थक 


प्रामाणिक प्रादेशिक इतिहास की रचना में ही अपनी सारी शक्तिया लगा देवे। ऐसे प्रादेशिक 
इतिहास ही राष्ट्रीय इतिहास के लिए एक वास्तविक ठोस नीव का काम देते हैं, एवं वृदेल- 
खण्ड के उक्त प्रादेशिक इतिहास की रचना द्वारा वह विस्तृत प्रामाणिक राष्ट्रीय इतिहास को 
सपूर्ण बनाने में महत्त्वरृर्ण सहयोग दे सकेगा । मेरा पूर्ण विश्वास हैँ कि इस प्रस्तावित 
आयोजन में मी डा० भगवानदास गुप्त को इच्छित पूर्ण सफलता प्राप्त होगी । 


सीतामऊ (मालवा) 
नवम्बर ६, १६५७ 


“रघुत्रीर निवास” | रह 
-“रबृत्रीरसिंह 


705 66860 0५ +8]69#॥ ५8 - एर्पषुधावां 


अपनी बात 


इस ग्रंथ के मूल प्रेरक मे पुज्य गुद और ढाका तथा रूखनऊ विश्वविद्यालय क्रे 
इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेप्तर कालिकारजन फानूनगो ही थे। उन्हीं के निर्देशन 
में यह प्रथ लखनऊ विश्वविद्यालय की पी एच डी उपाधि की थीसिस के रूप में प्रस्तुत 
किया गया था। प्रोफेसर फाननगो के गुरुभाई और मध्यप्रदेश के इतिहास के विशेषज्ञ 
पमहाराजकुमार डा० रघुबीरसिह ने इस ग्रय सबधी अधिकाश सामग्री तथा अपने विद्वान 
मौलवी काज़ो करामत उल्ला का सहयोग मुझे सुलभ कर मेरे कार्य को बहुत ही सुगस कर 
दिया था। इतना हो नहीं उन्होने अपनी श्री रघुबीर लायब्नेरी (सीतामऊ) में मुझे अध्ययन 
करने फी फेवल सुविधा ही नहीं दी अपितु स्वय बडे परिश्रम से वहां मेरे अध्ययत को सुचारु 
रूप से व्यवस्यित कर अपने सुझावो द्वारा उसे विशेष उपयोगी भी बनाया । वयेवृद्ध डा० 
यदुनाय सरकार ने इस शोध में प्रारभ से ही दिलचस्पी लेकर मझें विशेष उत्साहित फिया 
था। प्रसिद्ध मराठा इतिहासकार डा० सर देसाई और महामहोपाष्याय दत्तो वामन पोतदार 
भी अत्यत छृपापुर्वके समय-समय पर मेरी शकाओ का समाधान करते रहे हे । 

इस ग्रय में प्रपुक्त छ॑त्रसाल के पत्नो, उनको भेजे गए मुग्रल सम्राटो के फरमानो और 
अन्य कागज पत्रों को सुझे उपलब्ध फर ग्रय का महत्व बढ़ा देने का श्रेय पन्ना के अधिपति 
ओऔर छत्नप्ताल के वशज भरी महाराजाधिराज श्री यादवेच्द्रसिह जी को हैँ । उन्होंने तथा उनके 
व्यवितगत सचिव कुँवर चतुरपाल सिंह, श्री चूडाशमा ओर श्री सम ल॒गोरे ने व्यक्तिगत 
असुविधाओ के बीच भी मुझे सर्देव इच्छित सहायता देकर मेरे परिश्रम को सफल बनाया। 
प्रणामो घ॒म्मं ग्रत्यों का अध्ययन करने की सुविधाए देते के लिए मे पन्ना के घाम मदिर के 
अधिकारी श्री पन्नालाल शर्मा और श्रो चेतनदत्त शर्मा का बहुत आभारी हू । एक अन्य घामी 
विद्वान श्री घनप्रसाद पाडे से मुझे स्वामी प्र णनाय और छत्नसाल संवधी दो चित्र प्राप्त 
हुए है| प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार बावू वृन्दावन लाल वर्मा और मेरे मित्र श्री 
भगवानदास माहोर तो सर्देव ही अपने सुझावो और सहानुभूति से मूझे प्रोत्साहित करते 
रहे है । मेरे सुहृद व श्री वावलाल सरावगी और भरी मोतीलाल गुप्त ने भी मानचित्रों 
फे बनाने में भरपूर योग दिया है । मे इन सबका हृदय से कृतज्ञ हु । 


धांसी 


११३, सत्रयाना स्ट्रीट, । 
विजयाददमो, सवत्‌ २०१५  )। 


भगवानदात गुप्त 


विषय-सूची 


पृष्ठ सस्या 
दो शब्द ५ 
भूमिका ६०६ 
अपनी वात १० 
सकेत-परिचय . १४-१६ 
अध्याय १--पूर्वेतिहास १७-३१ 
१ भौगोलिक स्थिति जौर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि १७ 
२ बुँदेलो का उत्कर्ष---वीरसिह देव तक १८ 
३ जुझारतिह का विद्रोह २० 
४ चपतराय-छत्रसाल के पिता श्३ 
परेशिष्ट--दुंदेला शब्द की व्युत्पत्ति ३० 
अध्याय २--छत्रसाल का प्रारम्भिक जीवन ३२-४० 
१ जन्म और वचपन ३२ 
२ जयसिह की सेना में शिवाजी से भेंट ३४ 
३ स्वतन्त्रता सधप्प की कोर ३७ 
अध्याय ३--प्रारम्भिक सघर्ष ४१-६४ 
१ प्रायमिक चरण (१६७१-७३ ६०) है 
२ रटल्‍ला खरँ का दुंदेलसड भेजा 
जाना (१६७३-७५) डेप 
३ छत्रसाल के प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार (१६७५-७९) ४७ 
४ मुगल अघीनता और पुन युद्धारम्भ ५० 
५. कुछ समय के लिए फिर शाही सेना में पट 
६ विद्रोह का अतिम चरण भौर अन्तत थाही मनसव की प्राप्ति 3 
अध्याय ४---छत्नसाल और औरणगजेव के उत्तराधिकारी ६५-७४ 
१ छत्रमाल और वहादुरणभाह ६५ 


२ छत्तसाल भौर फ्रंसतियर--मालवा 
में जयसिह से सहयोग ६७ 


१२ 


३ छत्रसाल और मृहम्मदशाह 


अध्याय ५--बगश बुंदेला युद्ध 
१ मुहम्मद खाँ वगश का प्रारम्मिक जीवन 
२ वगश-बुंदेला युद्धों का प्रारम्भ (१७२०-२४) 
३ वगश का बुंदेलखड पर द्वितीय आक्रमण 
४ पेशवा बाजीराव प्रथम की सामयिक सहायता 


अध्याय ६--छत्रसाल और बाजीराव 


१ पेशवा को तिहाई राज्य देने का वचन 
२ वाजीराव और छत्रसाल के उत्तराधिकारी 


अध्याय ७--छत्रसाल और प्रणामीगुरु स्वामी प्राणनाथ 


१ प्रणामी सप्रदाय प्रवर्तक श्री देवचद्र 
२ हितीय गुरु स्वामी प्राणनाथ 

३ श्री प्राणनाथ और छत्रसाल 

४ प्रणामी सप्रदाय 

५ प्रणामी धर्म की आधुनिक स्थिति 


परिशिष्ट--छत्नसाल और प्राणनाथ की भेंद कब हुई ? 


अध्याय ८--छत्रसाल का साहित्य प्रेम 
१ उनकी काव्य-प्रतिभा 
२ छत्नसाल के आश्वित दरवारी कवि 


परिशिष्ट 'ऑ--छमत्नसाल और भूषण की भेंट 
'ब--छत्र प्रकाश को एऐतिहाधतिक्ता 


अध्याय ९---छत्नसाल का परिवार 
१ उनकी रानियाँ 

छम्रसाल के पुत्र 

छम्रसाल के सहयोगी बच 


नध्ण री 


पृष्ठ सख्या 


७३ 


७५-९६ 
७५ 
9७9 
८२ 
९० 


९७-१० १ 
९७ 
९९ 


१०२-१ १३ 
१०२ 
१०४ 
१०६ 
१०७ 
१११ 


११३ 


११४-१ ६२२ 
११४ 
११६ 


११९ 
१२० 


१२३-१२८ 
श्२३े 
१२४ 
१२७ 


१३ 


पृष्ठ सख्या 
अध्याय १०--छत्रसाल का शासन १२९-१३५ 
१ राज्य का विस्तार १२९ 
२ शासन-प्रवध १३० 
३ आय और राज्यकोप १३२२ 
४ सैन्य सगठन १३२३ 
५ शेप विचार कं 
अध्याय ११--छत्रसाल का चारित्र्य, नीति और महत्व. १३६-१४८ 
१ देहावसान ३६ 
२ छत्रसाल की सैनिक प्रतिभा १३७ 
३ उदार और जनप्रिय शासक १३९ 
४ अन्य बुंदेला राज्यो के प्रति छश्नसाल की नीति १३९ 
५ धामिक दृष्टिकोण १४२ 
६ उपसहार र४४ 
परिशिष्ट--छन्नसाल फ्ये मृत्यु तिथि १४७ 
कुछ महत्त्वपूर्ण कागज़पत्र १४९ 
इस ग्रथ में प्रयुक्त ऐतिहासिक सामग्री १५७ 
अनुक्रमणिका १६६ 
४ पृष्ठ के सामने 
सानचित्र--१ छत्रसाल के प्रारम्मिक सघर्पों से सवधित मानचित्र ४१ 
२ वगदा-वुंदेला युद्ध ७८ 
चिन्रिसुद्यो 

१ छप्नसारू अपनी रानियो और दरवारियो सहित 
स्वामी प्राणनाथ के सेवा में | (तिरंगा) १७ 
२ पद्ना राज्य के सम्थापक महाराजा छत्रसाल बुंदेला । २ 
३ मऊ के समीप महेवा में छत्तसाल के महलो के भग्नाविशेष । ६१ 
४ पेशवा वाजीरणघव प्रथम हारा निमित छत्माल की अपूर्ण छझत्ती | १०१ 
५ छत्साल और स्वामी प्राणनाथ । (तिरंगा) १०६ 
६ प्रणामी मदिर पन्ना । श्श्१्‌ 
७ छत्रसाल का हस्तलिखित पत्र । १२७ 
८ छम्तसाल की समाधि । १४६ 


9 


705 66460 0५ 98]69#॥ 4५४ - एपुवाधां 


संकेत-परिचय 
अकवरनामा--वेवरिज कृत अग्रेजी अनुवाद । 
प्रसव ०---अखवारात । 
आईन०---आईन-इ-अक्रवरी, ब्लाकमन और जेरेट कृत अग्नेजी अनुवाद का सर यदुनाथ 
सरकार द्वारा सशोधित्त सस्करण । 
आक ०--आकेलोजिकल सर्वे रिपॉट्स । 
आ० ना०---आलमगीर नामा । 
हविन०--विलियम इविन ऊकंत लेटर मुगल्स' । 
ईइवर०--ईद्वरदास कृत फतूहात-इ-आलमगीरी (सीतामऊ) । 
ऐंटि०---इडियन ऐटिक्वेरी । 
एपिग्राफिया०--ऐपिग्राफिया इडिका । 
ओऔरग०--सर यदुनाथ सरकार कृत हिस्ट्री आफ औरणज़ेब | 
फॉनिधम--एन्सेंट ज्याग्रफी कनिघम कृत | 
फामवर०--मुहम्मद हादी कामवर कृत तज़किरा-उस-सला[तीन-इ-चगताई (सीतामऊ)। 
खुजित्ता०--साहिवराय कृत खुजिस्ता कलाम (सीतामऊ) | । 


गज्ञे ०--गजेटियर । 
गिव्स०--इव्नवतूता' एच ए आर गिब्स कृत इब्नवतूता की यात्राओ के विवरण का 
अग्रेजी अनुवाद । है ् 


गोरे०--गोरेलाल तिवारी का बुंदेलखड का इतिहास | 

छत्र ०--छम्रप्रकाश” छालूकवि कृत । । 

छत्र० ग्र ०--वियोगी हरि द्वारा सपादित छत्रसाल भ्रथाव॒ल्ली । | 

जय० अप्श ०---अखवारात-इ-दरवार-इ-मुअ॑ल्ला', जयपुर राज्य के मुहाफिज़खाने में प्राप्य। 
यहाँ इन अखबारों की उन हस्तलिखित नकलो का उपयोग किया गया है 
जो श्री रघुवीर लायब्रेरी, सीतामऊ में उपलब्ध हूँ । विभिन्न मुग्रल सम्राटो 


(के धासनकाल के अखवारो का निर्देश इस प्रकार किया गया हैं--- 
और०---औरगजेब । 


घहादुर ०--वहादुरशाह ! 
जर्टांशर०--जहांदारशाह । 
फर्रप ०--फरंखसियर । 


(उदाहरणार्थ, औरगजेब के राज्यकाल के २३वें वर्ष के अखवारो की पहिली जिल्द 


१५ 


भाग (रपृ० १०२ का उल्लेख इस प्रकार किया गया है--जय० अख० और० २३ (१) 

पृ० १०२ । रायल ऐशियाटिक सोसायटी, रूदन के अख़वारों का भी उल्लेख ऐसे ही किया 

गया है । 

जे० हि? रि--जयपुर हिन्दी रिकार्ड स। रघुवीर लायग्रेरी, सीतामऊ में उपलब्ध हस्त- 

लिखित नकलें। 

टाड०--एनल्ज़ ऐंड एंटिक्विटीज़ आफ राजस्थान टाड कृत । ह 

दिघे०--डा दिघे कृत पेशवा बाजीराव फर्स्ट ऐंड मराठा एक्सपेंशन | 

दीक्षित ०---भूषण विमपे' लेखक डा भागीरथ प्रसाद दीक्षित । 

देसाई०--डा सर देसाई कृत "न्यू हिस्द्री आफ दी मराठाज' । 

नाग० प्रचा० पत्रिका--नागरी प्रचारिणी पत्रिका । 

पन्मा०--सन्ना पत्र सग्रह, पन्ना महाराज के सग्रहालय में उपलब्ध काग्रज-पत्र । 

पाग्सन०--पाग्सन कृत 'हिस्द्री आफ दी बुंदेलाज । 

पाव०--पादशाहनामा' अचुल हमीद लाहौरी कृत । 

पेशवा०--सेलेक्शन्स फ्राम पेशवा दफ्तर | 

बगाल०---जनंल आफ एशियाटिक सोसायटी आफ वगाल । 

बतनियर०--- ट्रैब्हल्स इन हिंदोस्तान', हेनरी ओल्नवरा का अग्रेजी अनुवाद । 

बु० वे०--बुँदेल वैभव', लेखक गौरीशकर द्विवेदी । 

भोम ०---तारीख-दिलकश, भीमसेन कृत (सीतामऊ) । 

सनुचो०---स्टोरिया डी मोगोर' मनुची कृत, इविन द्वारा अनुवादित एवं सपादित। 

मा० आ०---मामिर-इ-आलर्मगीरी' सरकार कृत अग्रेजी अनुवाद । 

मा० उ०--मासिर-उल-उमरा, समसामुदौला कृत । 

सालवा०---मालवा इन ट्रान्जीशन, लेखक डा रघुवीर सिंह 

मेहरान०--मिहराज चरित्र' वस्णी हसराज कृत, घाम मदिर, पन्ना में उपलब्ध हस्त 
लिखित प्रति। 

रघुदीर०--मराठाज़ इन मालवा शीर्षक डा रघुवीर सिह का लेख जो सर देसाई कमे 
मोरेशन च्होल्यूम (१९३८) में प्रकाशित हुआ था । 

राजवाडे--मराद्याँचा इतिहासाँची साधने विश्वनाथ काणीनाय राजवाडे कृत । 

रायल० अख०--रायलू ऐशियाटिक सोसायटी रूदन के सग्रहालय में प्राप्त अखवारो व 

नकलें जो सीतामऊ में उपलब्ध हे । 
वरोदर०---मुहम्मद शफी तेहरानी उर्फ वरीद कृत मीरात-उल-वारिदात (मीतामऊ) 
द्तांत०--वृत्तात मुक्तावडी', श्रजभूषण कृत, श्री प्रणामी धर्म सभा, नोततनपुरी, जार 
नगर से प्रकाशित । 
बाटर्स०---वाटर्स मृत 'युजान च्वागस ट्रैब्हल्स इन इंडिया । 


#४35७.. 


१६ 


वाढ०--गणेश चिमाजी वाड कृत सेलेक्शन्स फ्राम दी सतारा राजाज़ ऐड पेशवा डायरीज़ 
भाग २। ४ हे 

वीर फावप--लेखक डा उदयनारायण तिवारी । 

शिवदास०---मुनव्वर-इ-कलाम, शिवदास लखनवी कंत (सीतामऊ) । 

धयाम०--मुशी इयामछाल की तारीख-बुंदेलखड । । 

शुक्ठ०--रामचन्द्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास । 

साची ०--डा एडवर्ड साचौ हारा सपादित अलबख्नीज़ इंडिया । 

सिंपार०--सियार-उल-मुताखेरीन गुलाम हुसैन कृत, (अग्रेजी अनुवाद) । 

सीतामऊ---शभ्री रघुवीर लायब्रेरी सीतामऊ । 

स्मिय०--डा विन्सेण्ट स्मिथ कृत हिस्द्री आफ एन्सेंट इडिया । 


72[05& 66460 0५ 98]69#॥ 4५४ - एपुवाधां 


पूर्व॑तिंहास घ्ह्ः 


मय 5१५२2 म.२०० ९५ केकनम रमन पनन८नम ली न 7 ल्‍+परिमको * मटर" नमक." हल तन 5 >>->+स मन + मी टिया न ओपनीजी-न--जीनीन-+--ग-3> “7 »+--ल+ बनने 


उस कान-न-नम-म «मनन न-भ+-मननीनक न“ निनिनमिननऊ बनी नी ननननी॑ निज की कललणक्‍““४॑ 
उआाके अल >--जलल लत ०१५ कॉ-+ 
न मीफीन+ 32 आता अभजीजगन नजजी न्‍ज अल +“ज तह जन आओ 5 के हे, (रण कर अं +क- जी 


१ भौगोलिफ स्थिति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

वदेलखड भारत का हृदय प्रदेश हैं । यह उत्तर में यमुना और दलषिण में मध्य भारत 
के जबलपुर और सागर जिलो के बीच स्थित हैं । इसकी पश्चिमी ओर उत्तर पश्चिमी 
सीमा मिन्ध नदी निर्वारित करती हैँ, तथा पूर्वी सीमा टोस नदी और मिर्जापुर वी विन्ध्य 
श्रेणियों से निश्चित होती हैं ॥* मंगल शासन के अन्तर्गत्त वंंदेलखड का अधियाश भाग 
इलाहावाद के सूत्र में था। कुछ दूसरे भाग जैसे कालपी, एरच और चंदेरी आदि आगरा 
और मएलवए यूदो में थे (६ दुदेलखइ में दुंदेलो का प्रभुत्व स्थापित होले के पूर्व चेंदेलो के 
शिलालेखो और विदेशी यात्रियों के विवरणो के अनुसार इस प्रदेश का नाम जुनौति या 
जैजावभुक्ति था । * 


१ कुछ साधारण हेरफेर करने फे वाद भी बुंदेलचड फो यही सोमायें अधिक मान्य 
हैं। कनिधम की सूचना के अनुमार चुंदेलखड फी पदिचमी सीमा देतवा नदी तक थी, जबकि 
दोवान मज़बृतसिह फाली सिन्‍द (मालवा) तक इस प्रदेश को सोमायें मानते थे । पर 
बुंदेलखंड फो पश्चिमी सोमा सिन्ध नदी त्तक ही होना अधिक उचित जान पडता है) दतिया 
फे पश्चिमो दुंदेला राज्य की सीमायें भी इस नदी तक ही थीं। (करनिघम पृ० ४८२, ऐंटि० 
मई १६०८प० १३०, बगाल १६०२प० १००, इविन २, पृ० २१६, श्याम १, पृ० १) 

परपरागत लोकथ्रु तियो फे अनुसार दुंदेलसड फी सीसमाएँ उत्तर में यमुना, दक्षिण 
में नर्मदा, पश्चिम में चवल ओर पूर्व में टोस नदियाँ निर्धारित फरती हू । निम्नलिखित 
पद बुंदेलसड में बहुत हो जनप्रिय है -- 

इत जमुना उत नर्मदा, इत चबचल उत्त टीौस ॥ 
छम्नताल मो लरन को, रही न फकाह होस ॥ 

ये सीमायें दुंदेलो फे राज्य को चास्तविक राजन॑तिफ सौभायें न होफर, फेदल उनयेः 
सेनिक प्रभाव क्षेत्र फी ही द्योतक थीं | 

२ आईन० (अप्रेज़्ी) २, पु० १७७, १६५, १६८, १६६, २१०-२१४। 

३- एविग्राफिया० १, पु० २१५८, २२१; आे० ज़ि० १०, पृ० ६८ मौर जि० 
२१, प्‌ृ० १७३, १७४; ऐटि० मई १६०८, पु० १२८, स्मिय० पु० ३६०-६४॥। 

चोनो याघ्री हुएनसाँग ने इस प्रदेश का नाम चि-चि-टो' (जिप्लीति) और मल- 


श्८ महाराजा छतन्नसाल दुंदेला 


बुंदेलो के उत्कर्प से पहिले देश के इस भाग पर चंदेलो का प्रभुत्व रहा था। कितु 
वारहवी शताब्दी के अतिम चतुर्थाश में चंदेलो की शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई थी । परमाल 
या परिम्दिदेव चेंदेल के शासन काल (११६६-१२०३ ई० ) में पहिले पृथ्वीराज चौहान 
और उसके पश्चात कृतुवुद्दीन ऐवक के आक्रमणो के कारण चेंदेली राज्य छिन्न-भिन्न हो 
गया था। राजा परिमदिदेव के पश्चात्‌ चेंदेल राजा साधारण जागीरदारो की भाँति यत्र 
तत्र छोटे-छोटे राज्यों के ही अधिपति रह गये थे और यह सारा प्रदेश कई छोटे स्वतत्र 
राज्यों में विभक्‍त हो गया था| दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में गोडो के छोटे-छोटे राज्य 
थे। महोवा और उसके आसपास के उत्तरी तथा पूर्वी भागों पर भार शासन कर रहे थे, 
तया ओरछा के निकटवर्ती प्रदेश पर खेंगोरों का आधिपत्य था, जिनकी राजघानी झाँसी 
से कोई ३० मील पूर्व में स्थित गढ कुडार थी।४ 


92323 फ 


२ दुंदेलो का उत्कपं--बीरसह देव तक 


बुँदेले अपने आपको काशी के गहरवार राजा वीरभद्र के पुत्र पचम के वशज मानते 
हैं । वीरभद्र के दो रानियाँ थी | पचम छोटी रानी के पुत्र थे । वीरभद्र के ज्येप्ठ रानी से 
चार पुत्र और भी थे, पर उनका प्रेम पचम पर ही अधिक था| इसलिए पचम के ज्येप्ठ 
न होने पर भी वीरभद्र ने उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और अन्य पुत्नो को 
जागीरें दे दी। बीरभद्र की मृत्यू होते ही उनके चार पुत्रों ने मिलकर पचम को निकाल दिया 
जौर राज्य को आपस में वाँट लिया। परन्तु पचम ने थोड़े ही समय में शवित-सग्रह कर पुन 
जपना खोया राज्य प्राप्त कर लिया ४ पचम के पश्चात्‌ उनका पुत्र बीर गद्दी पर बैठा । 
बीर ने अपने राज्य की सीमाये दक्षिण पश्चिम की ओर और अधिक बढा कर महोनी 
(जिता जातौन) को अपनी राजवानी वनाया। कहा जाता हैं कि उसने एक सत्तार सा 
नामऊ सेनायति को पराजित किया और कालिजर तया कालपी को भी अपने राज्य में मिला 
तिया ।' 
बल्नी ने 'जाजाहोती' दिया है । इब्नवतुृता ने भी इस प्रदेश की यात्रा की थी। वह इसको 
राजघानो कजर्रा' या खजराहों का उल्लेख करता है । 

वाटसं० २, पृ० २५१, साचो० १, पृ० २०२, गिव्स, पृ० २२६॥ 

४ स्मिय०प० ३६४, बगाल० १, १८८१, पृ० २२, ४४ , ओरदा गज़े ० पु०६, १४। 

५ यह सयूर्ण विवरण छत्न० पृ० ४-८ पर आवारित हू । गोरेलाल के अनुसार पचम 
फे पिता का नाम कर्णयाल था ओर उनके तीन पुत्र थे, जिनमें से हेमकर्ण या पचम मझले 
थे। 

गोरे० पृ० ११६, वंगाल० १६०२ पृ० १०३, ओरछा गज्ञे० पु० ११-१२ । 


पूर्द तिहास १९ 


अनुमानत यह कहा जा सकता ह्‌ कि बुँदेलो" ने इस प्रदेण में जो बाद में बुंदेलखंड 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लगभग तेरहवी नदी के पूर्वाद्ध में ही प्रवेश किया । शहाबुद्दीन गोरी 
और उसके सेनापतनियों की विजयो ने उत्तरी भारत के राजपूत 'राजाओ की शक्ति को छिल्न- 
भिन्न कर दिया था और यह सभव है कि इसी समय में काशी के गहरवार राजपूतो की एक 
दाखा ने जो कालान्तर में वुँदेलो के नाम से प्रसिद्ध हुई, वुंदेलसड में प्रवेश किया हो । 
इस समय महोवे के चैंदेलों की शवित क्षीण हो चुकी थी, इस कारण भी चुँदेलो को इन प्रदेश 
में घुमने में अधिक मुगमता हुई । 

बृदेलखड में पहुँचने के कुछ समय वाद तेरहवी सदी के जतिम युग में बीर दुंदेला 
के तृतीय वशज सोहनपाल ने खेंगार राजा को छल से मार कर उसकी राजधानी गढ़ कुडार 
और उसके आसपास के इलाके पर अपना प्रभुत्त स्थापित कर लिया, जिससे बुंदेलो के 
पैर इस प्रदेश में और अधिक जम गये ८५ सोहनपाल के उत्तराधिकारी गढ़ कुडार के 
निकट्वर्ती भागो पर १५३१ ई० तक गढ कुडार से ही शासन करते रहे । इसी वद्य के एक 
राजा रुद्रप्रताप ने अप्रैल १५३१ ई० में नई बृदेला राजवानी ओरछा की नीव डाली ।६ 
भारत पर वावर के आक्रमणो और लोदी साम्राज्य के पतन से उत्तरी भारत की राजनीतिक 
स्थिति डॉवाडोल ही रही थी, जिससे लाभ उठाकर रुद्रप्रताप ने निकट के अन्य प्रदेशों को 
नी जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। इन्ही राजा रुद्रप्रताप के वारह पुत्रो से वुंदेलयड 


७ बुदेला शब्द फी च्युत्पत्ति के लिए इस अध्याय के अन्त में परिशिष्ट देखें । 

८ गढ कुडार के बँदेलो फे हाय में जाने का ठीक समय निश्चित नहीं किया जा 
सकता । दोवान मज़बूतसिह फे मतानुमार १२८८ ई० (सवत्‌ १३४४) में यह घटना 
घटी । इविन के अनुसार गढ़ फुडार फी घिजय १२६२ ई० में हुई । स्मिय अनुमान से इस 
घटना फा समय १३३०-४० ई० के दीच में निश्चित फरते हूँ। परन्तु यहू बात युवित्ि- 
युक्त प्रतोत नहों होती । ओरछा गज्ञेटियर में कुडार विजय फा वर्ष सवत्‌ १३१४ (१२५७ 
ई०) दिया गया है, जबकि कहीं फहीं सोहनपाल द्वारा गठ फुडार फी विजय सवत्‌ १३१३ 
(१२५६ ई०) मे होने फे उल्लेस पाये जाते हे। विशेष विश्वसनीय चूचना फे अभाव में 
यह प्रतीत होता है कि सोहनपाल ने तेरह॒वों शताब्दी के उत्तरार्ट में ही फनो गठ फुडार पर 
अधिऊझार किया होगा । 

बगाल० १६०२, पृ० १०५, १०६, वगाल० १८८१, पृ० ४४-४५, इंपिन० २, 
पृु० २१७, ओरदा गज ०,पृ० १५॥ 

सोहनपाल ने फिस फौशल से गढ फुडार पर अधिज्ाार फिया इसके लिए दंगाल० 
१६०२३, प्‌० १०५, १०६ देखें 

६ ओरहछा फो नोंव देंसास सुदो १३, १५८८ दि० (रविवार अप्रैल २६. १५३१) 
में डाली गई थो । 


२० महाराजा छत्नसाल बुंदेला 


के 'राजवश अपनी उत्पत्ति मानते हैं ।१" रुद्रप्रताग और उनके उत्तराधिकारी 
भारतीचद ने अपने राज्य की सीमाओं को यमुना के दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में 
और भी अधिक वढाया। उनके इस अधिकृत क्षेत्र का नाम बुँदेलखड शायद इसी समय 
से पडा ।१९ 

रुद्रप्रताप की मृत्य १५३१ ई० में एक चीते से गाय की रक्षा करते हो गई ।१९ उनके 
अनतर उनके प्रथम दो पुत्र भारतीचद ( १५३ १-५४ ई० ) और मधुकर शाह ( १५५४- 
६२ ई०) क्रमण गद्दी पर बैठे । उन्होने ओरछे के राज्य को अधिकाधिक शक्तिशाली 
वनाया और उसकी सीमाओं का विस्तार किया | मधघुकरशाह के ही समय में प्रथमवार 
बुंदेलो के मुगलो से संघ हुए। मबुकरशाह ने ग्वालियर और सिरोज के पास के प्रदेशों 
पर छटपुट आक्रमणो एवं अपने साम्राज्यविरोधी कार्यों द्वारा सम्राट अकवर को रुष्ट 
कर दिया । कई बार शाही सेनायें मवुकरशाह के विरुद्ध भेजी गई और मधुकरशाह को 
विवश होकर वारवार मुगल अवीनता स्वीकार करनी पडी ।११ मधुकरशाह की मृत्यु 
सन्‌ ?५६२ ई० के लगभग हो गई । उनका ज्येप्ठ पुत्र रामगाह अब ओरछा का अधिपति 
हुआ। पर वह निवल घासक सिद्ध हुआ और १६०७ ई० में सम्राट जहाँगीर ने उसे गद्दी से 
हटाकर ओरखे का राज्य अपने कृपापात्र एवं रामणाह के अनुज वीरसिंह देव को सौंप 
दिया ।१” रामशाह को चेंदेरी और वानपुर की जागीरें देकर सतुष्ट कर दिया गया । 
वीरमसिह देव ने राज्य का कुशलता से सचालन किया और सम्राट की कृपा से लाभ उठा 
कर ओरचा राज्य की सीमाओं को भी बहुत वढा लिया | जहाँगीर की मृत्यु (अवतूबर, 
२८, १६२७ ई०) से कुछ ही महीने पहिले वीरमसिंह देव की मत्यु हो गई । 


३ जुमझ्नारस्िह का विद्रोह 


बीरसिह देव के पश्चात्‌ उनका उप्ठ पुत्र जश्ञारसिह गद्दी पर बैठा । अपने आासन- 
कान के प्रारभ में ही ाहजहाँ किसी कारणवश जुझारर्सिह से अप्रसनन हो गया और 


१० उत्र० पृ० १११ इविन और मज़वूत्तसिह स्द्रप्रताप के केवल & पुत्रों का ही 
उल्लेप फरते हूँ । 

बगाल० १६०२, पृ० १०७, इबिन० २, पु० २१८, ओरशछा गज्ञे० पृ० १७। 

११ बगान० १६०२, पृ० १०८॥ 

१० छम्य ० प्‌ृ० १२१॥ 

१३ अफज़्बरनामा (अग्रेज़ी) जि० ३, पु० २६४, २६५, ३२९४-२६, ३७६, ८०३, 
€६&२२, ६२८१ 


१४ बीरमिंट देव ने अयुलफत्चल को मार फर सम्राट जहाँगोर को कृपा प्राप्त 
यो थो । 


पृ्व॑ तिहास 3. 


सम्राट के क्रोध से बचने के लिए जुझारसिह आगरे से भागकर ओरछा चला आया ।१६ 
महावत खाँ, खाँजहाँ लोदी और अब्दुल्ला माँ के सेनापतित्व में तीन शाही सेनाओ ने 
जुझारमिह के राज्य पर उत्तर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण से आक्रमण किया। मुगलो की 
विपुलवाहिनी के सन्मुख जुझारसह कब तक ठहर सकता था ? इधर जब अब्दुल्ला 
खाँ ने एरच पर जनवरी १६२६ ई० में अधिकार कर लिया, तव तो जुझ्ारसिह का 
रहा सहा साहस भी जाता रहा। उसके विरोध का अत हो गया और महावत खाँ के द्वारा 
उसने सम्राट्‌ शाहजहाँ से मार्च १६२६ में क्षमा प्राप्त कर ली। तब जाही आज्ञानुमार 
जुझारसिह अपनी बुँदेला सेना के साथ महावत खाँ की सेना में सम्मिलित होकर दक्षिण 
चला गया और वहाँ कुछ समय तक रहने के बाद अपने पुत्र विक्रमाजीत को वही 
छोडकर वह १०४४ हिजरी (२६ जून १६३४-१५ जून १६३५) में ओरछा वापिस 
लौट आया ।१ ५ 

दक्षिण से लौटने के कुछ ही समय पश्चात्‌ जुझारसिंह ने चौरागढ" ? के किले पर 
आक्रमण किया और वहाँ के गोड राजा भीमनारायण (प्रेम नारायण) को मार कर उस 
पर अपना अधिकार कर लिया। भीमनारायण के पुत्र से जुझारसिह के इस निः्ृप्ट कार्य 
के समाचार सुनकर सम्राट्‌ णाहजहाँ का क्रोध भड़क उठना स्वाभाविक ही था । परन्तु 
चोरागढ का राज्य भीमनारायण के पुत्र को तुरत ही लौटा देने का आदेश न देकर भाहजहाँ 
ने जुसारसिह से केवल उस लट का अपना भाग मांगा । जुझारसिंह चह देने को सहमत न 
हुआ वरन उसने युद्ध की तैयारियाँ आरभ कर दी और अपने पुत्र विक्रमाजीत को दक्षिण 
में आदेश भेजा कि वह किसी भी उपाय हारा छघीघ्ातिणीद्य मुगल सेना से वापिस लौट 
आये | विक्रमाजीत उस समय मुगलो के साथ बालाघाट में था। वह उनके बीच से किसी 
प्रकार निकल भागा | मुगल टुकडियो ने उसका पीछा किया और आप्टा१८ के पास हुई 
एक छोटी सी मुठभेड में उसे घायल भी कर दिया। परनु विक्रमाजीत अज्ञात पहाड़ी मार्गों 


१५. पाद० (१ अ, पृ० २४०) के अनुसार “नरसिह देव (बोर्रसिह देव) ने जो 
घनराशि और सम्पत्ति बिना परिश्रम और कप्ट के सचित फी थी उससे उसके अयोग्य 
उत्तराधिकारी जुपस्तारसिहू फा मस्तिष्फ असतुलित हो गया और शाहजहाँ फे सत्तास्ट 
होने पर उसने आगरा छोड दिया और ओरछा चला आया १" 


१६ पाद० १(ज), पु० श्४०-४२, र४६-४८; औरग० १, पृ० १७, इविन० 


२, है ० २२०॥ के 


१७ घौरागइ--ज्षित्रा नरपिहुपुर मध्य प्रदेश में गप्डरवारा स्टेशन से १० मौल 
दक्षिण पूं वी ओर । 


१८ आप्टा--भेलसा से ७५ मोल दक्षिण परदिचस । 


२२ महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


से निकलकर अत में धामोनी में अपने पिता के पास आ पहुँचा ।*९ जुझारसिंह की विद्रोही 
भावनाए अव पूर्णतया सुस्पष्ट हो गई थी। दक्षिण की ओर जाने वाला राजपथ जुझारसिंह 
के राज्य के किनारे होकर जाता था । वह उसके इस विद्रोह के कारण अब सुरक्षित नही रहा 
था। इसलिए सम्राट के आदेशानुसार खाँजहाँ, फिरोज़ जग ओर खान-इ-दौरान के अधीन 
त्तीन बडी सेनाओ ने तीन विभिन्न दिशाओ से वुंदेलखड में घुस कर भाँडेर** में सम्मिलित 
पडाव डाला | जुझारसिंह को एक वार फिर कहलाया गया कि वह अपने पास से एक जिला 
और ३० लाख रुपया सम्राट को भेंट कर क्षमा प्राप्त कर ले। पर जुझारसिंह अडिग रहा। 
तब शाहज़ादे औरगज़ेव को ईन तीन सेनाओ का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया और 
यह सयुकत सेना अब ओरखछे की ओर तेज़ी से बढने लगी ।९ ५१ 
मुगल सेना के इस वेगपूर्ण आक्रमण को रोकना जुझारसिंह के लिए सभव न था। 
मुगलो ने अक्तूबर ४, १६३५ ई० को वुंदेलो की राजधानी ओरछा पर अधिकार कर चेंदेरी 
के देवीसिह बूँदेला को वहाँ का राजा घोषित कर दिया । अपने परिवार के साथ जुझारसिंह 
में पहिले घामोनी और वाद में चौरागढ के किले में शरण ली। शाही सेनाए वराबर जुझार 
करा पीछा कर रही थी | धामोनी के किले पर अधिकार जमा कर मुगल सेनाए शीक्षता से 
पघौरागढ की ओर वढी । चौरागढ में भी अपने को सुरक्षित न समझ कर, जुझारसिह ने 
चाँदा और देवगढ के प्रदेश से होकर दक्षिण की ओर निकल जाने का प्रयत्न किया, परन्तु 
उसका पीछा करती हुई मुगल सेना की एक टुकडी वहाँ एकाएक बिल्कुल उसके पास जा 
पहुंची । अब बच निकलना असभव था। हताश होकर अपनी स्त्रियो का मान सुरक्षित 
रखने के लिए बुंदेलो ने उन्हें तलवार और कटार भोककर मार डालना चाहा, परन्तु शाही 
सैनिक तभी उन पर टट पडे और उन्होने अधिकाँश बुंदेलो को मार कर स्त्रियों को बदी 
बना लिया। जुझारसिह और विक्रमाजीत जगलो में भाग गये, जहाँ गोडो ने उन्हे मार डाला । 
उनके सिर काटकर शाहजहाँ के पास भेज दिये गये । अन्य विद्रोहियो के सन्मुख शाही 
प्रतिशोव का भयानक उदाहरण उपस्थित करने के लिए सम्राट्‌ के आदेशानुसार ये कटे हुए 
सिर सीहोर नगर के दरवाजों पर टाँग दिये गये । १ ९ 
जुतारसिह के परिवार की स्त्रियो और उसके पुत्र दुर्गभान तथा पौत्र दुर्जजसाल को 
शाहजहाँ के सामने लाया गया । उन्हें देख कर सम्राट्‌ की धर्मान्चता भडक उठी | राज- 
वुमारो को मुसलमान वना लिया गया। वीरसिह देव की विधवा रानी पार्वती के गहरे घाव 


१६ पाद० १(व) १० ६५, ६६, औरग० १, पु० १६॥। धामोनो सागर से 
०४ मोल उत्तर में है । 

२० भॉटेर--प्लाँसी से २५ मोल उत्तर-पूर्व । 

२१ पाद० १(च) १० ६७-६६, औरग० १, पृ० २२। 

२२ पाद० १(थव) १० १०७-११७; औरग० १, पृ० २२-२६। 


पूर्दे तिहास २३ 


लगने से उसकी मृत्यु हो गई । पर अन्य स्त्रियों को घ॒र्म परिवर्तन के पश्चात्‌ मुग्नल हरम में 
क्षपमानजनक जीवन व्यत्तीत करने को 'मेज दिया गया । जुझ्चार के दो पुत्रो ने अपने सेवक 
श्याम दोवा सहित गोलकुडा में शरण ली थी । इनमें ज्येप्ठ पुत का नाम उदयभान था । 
दूसरा अभी बालक ही था । गोलकुडा के सुल्तान ने इन सब को व्रदी बनाकर घाहजहां के 
दरवार में भेज दिया । उदयमान और दयाम्‌ दौवा ने इस्लाम अपनाना स्वीकार नही किया 
कौर उन्हे क़त्न कर दिया गया [३ ३ 

जुझारसिह के इस विद्रोह को दवाने में चंदेरी के देवीसिंह, दतिया के भगवानराय 
और पहाडमसिह आदि दुदेलो ने मुगलो को सक्रिय योग दिया था । देवीसिंह वीरसिह देव के 
पदच्युत बडे भाई रामयाह का पौत्र था और भगवानराय तथा पहाडसिंह जुझारनिह के ही 
भाई थे। इस समय बुंदेलो की आपसी फट, पारस्परिक स्पर्धा, ईर्प्पा बोर द्वेप इतने वढ 
गये थे कि इन सारे निकटस्थ कोटुम्विक सबधों को भी भुलाकर थे एक दूसरे के रवत के 
प्यासे हो उठे थे। देवीनिंह ने अत में अपने प्रपितामह के राज्य भोरछा पर पुन अपनी सत्ता 
स्थापित की और इसी उद्देश्य की पूति के लिए ओरलछे के किले में स्थित एक मदिर को 
मुगुलो द्वारा गिराये जाते रेख कर भी वह चुप रहा। मुगल झडो के नीचे युद्ध करके सिसो- 
दिया ल्ौर राठौर, कछवाहा और हाड जैसे कट्टर राजपूतों ने भी परीक्षास्पेण जुज्ञारमिह 
के दमन में योग दिया था |? राजपूतों का जाति-धर्मं सवधी अपना स्वाभिमान और 
शनूभोी को भी विमुग्ध करने वाली वह प्रसिद्ध आाश्ववेजनक वीरता भी जैसे उनकी राज- 
नीतिक स्वतत्रता के साथ ही एकवारगी लोप हो गई थी । 

जुझारसिह की मृत्यु के वाद ओरछा का राज्य लगभग दो वर्ष तक देवीसिह के 
अधिकार में रहा | परन्तु स्थानीय जनता तथा जुमारनिंह के अन्य बुंदेला अनुयाइयो के 
सक्रिय विरोध के कारण विवद्य होकर अत में देवीसिह ओरछा छोड कर वापिस चंदेरी 
लौट गया। तब जुझ्तारसिह के राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और वहाँ के 
शासन के लिये शाही कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये । 


४ चम्पतराय--छप्रसाल फे पिता 

ओरछा पर मुगल अधिकार थेः पिरुद्ध बुंदेलो वा नेतृत्व जब चपतराथ बार सहें 
थे। उनके पिता भागवतराब ओरटा के मस्यापक राजा रुद्रश्गताप वे तीनरे पुत उदयाजीन 
के पौष थे। रुद्प्रताप की मृत्यु (१५३१ 5०) के पथ्चात्‌ उनकी दूसरी रानी मेहरबान 
एुवर अपने पुत्र उदबाजीत थो लेकर ओरछा से कटेसा चली आयी थी | क्टेगा हें पान 


ही का पशी 


र३े पाद० १ (थ) १०११५, १३३, १३६, औरण० है, पृ० २७। 
२४. पाद० ३ (थ) पृ० ६६, ६७, ६६, १००, १२१; औरंग० १, 
पु० >१ै8| 


रेड महाराजा छत्नसाल बुंदेला 


उदयाजीत ने महेवा नामक एक गाव बसाया था ।** उनके वशज लगभग तीन पीढी तक 
यही महत्वहीन साधारण जीवन व्यतीत करते रहे । शाहजहाँ के शासन काल में अपने 
मुगल विरोधी कार्यो द्वारा इस वश के चपतराय ने प्रथम वार प्रसिद्धि प्राप्त की । 

चपतराय का जन्म महेवा से लगभग ४ मील दक्षिण में मोर पहाडिया नामक ग्राम 
में हुआ था । उनके बचपन के सवध में कोई भी विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नही हैं। 
युवावस्था को प्राप्त होने पर चपतराय ने वीरसिह देव की सेवा स्वीकार करली और उनकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र जुझारसिह के प्रति भी वे वैसे ही स्वामिभवत बने रहे। जुझार- 
सिंह के विद्रोह में भी चपतराय ने उसका साथ दिया था ।९९ कितु मुगलो से बच निकलने 
के जुयारसिह के अतिम प्रयत्न में वे समवत उसके साथ नही थे और इसी कारण बाद में 
मुगला के दात खट्टे करने को वे जीवित रह सके । 

जब ओरछा राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, तव चपतराय ने जुझार- 
सिंह के एक छोटे पुत्र पृथ्वीराज का पक्ष लेकर विद्रोह कर दिया । ओरछा के आसपास के 
प्रदेश पर उतके छू टपुट आक्रमण होने लगे | मुगल फौजदार अब्दुल्ला खाँ फिरोज़जग और 
वाकी खाँ ने इन आक्रमणों को रोकने के लिए सेनायें एकत्र की और झाँसी तथा ओरछा 
के बीच किसी स्थान पर अप्रैल १८, १६४० को आक्रमण कर दिया। बूँदेले इस अप्रत्याशित 
आक़मण का मुकाबला न कर सके ओर उन्हें करारी हार खानी पडी । पृथ्वीराज बदी हो 
गया और उसे ग्वालियर के किले में भेज दिया गया ।*४ शायद इसके कुछ समय पदचात्‌ 
ही वाकी खां ने पुन वृंदेलो पर सल्हार? 5 में वह आक्रमण किया होगा, जिसमे चपतराय 
ऊे ज्येप्ठ पुत्र सारबाहन के मारे जाने का उल्लेख छत्र प्रकाश में मिलता हैं ।१ ९ 

चपतराय इन पराजयों और आपत्तियों से किचित भी विचलित न हुए और उन्होने 


२५ छत्र० प० १३-१५, इविन० २, पृ० २१६। 

फटेरा ओरछा से २० मील पूर्व में है और महेवा कटेरा से लगभग ३ मील दक्षिण 
मेंह। 

२६ पाद० २,पृ० ३०४, पन्ना० ६० और ६२, मा०उ० २, पृू० ५१०। 

अपने एऊ पत्र (पन्ना० ६२) में छत्नसाल अपने पिता चपतराय के ओरछा से जागीर 
पाने का उल्लेस फरते है। छत्रसाल ने बाद में यह्‌ जागीर इसी पत्र के अनुसार ओरदा राज्य 
फो लोटा दी थी। 

बोरमिह देव चरित्र (प० ४१) में जो वप्रवित अवुलफत्ञल का कटा सिर लेकर 
शाहज्ञादा सतीम के पास गया था, उसका नाम चयतराय वडगजर दिया गया €& 

२० पाद० २,पु० १६३, इथधिन० २, पृ०२२२। 

२८ एल्हार--क्षाँसो से ७ मोल दक्षिण । 

२६ छम्र०प० १६-२२॥ 


पूर्वेतिहास र५ 


अपने विद्रोही कायों को यथावत जारी रखा। मुग्नलो से सीधा युद्ध न करके उन्होंने अब 
मग्रल थानों पर अचानक छापामारी करके उनके आवागमन तथा रद प्राप्त करने 
के मार्गों को अवरुद कर शाही प्रदेशों की लूटपाट आरभ कर दी । उनके जातक से किसानों 
ने भूमि जोतना वद कर दी, और वे गाव छोड कर भाग गये, जिससे मुगलो को रसद प्राप्त 
करने में कठिनाई होने लगी । चपतराय की शक्ति बटने के साथ ही उनका कार्य क्षेत्र भी 
विस्तत होता गया । ग्वालियर और सूवा मालवा की सीमाओं तक अब उनके छापे पडने 
लगे। अब्दुल्ला खाँ, बहादुर जाँ आदि मुग्रल सेनानायक भी चपतराबय के विद्रोह का दमन 
करने में अममर्य रहे | तव सम्राद्‌ शाहजहाँ ने कूटनीति का सहारा लेकर, बुंदेलो में फूट 
डालने के उद्देश्य से जुझारसिह के ही छोटे भाई पहाडसिंह को २००० का मनसवदार बना 
कर जून ४, १६४२ ई० को ओरछा का शासक नियुक्त किया | परतु चपतरायब मुगल सम्राद्‌ 
की यह चाल भाष गये । उनका उद्देघ्य तो केवल ओरछा को मुगल शासन से मुक्त कर 
जुझारसिंह के किसी सवबी अयवा वशज को ही वहा के राजसिहासन पर आनसीन करना 
था। पहाइसिट के राज्यारोहण से यह उद्देश्य पूर्ण हो गया था। इसलिए पहाइसिह का 
विरोध करना अनुचित मान कर चपतराय ने विद्रोह समाप्त कन दिया। वे ओरछा के नये 
शासक से इस्लामाबाद (जतारा) में मिले और उसकी सेवा स्वीकार कर उनके साथ 
ओरछा चले जाये ॥३ ९ 

चयतराय कुछ काल त्तक पहाडसिंह के पास ओरछा में ही रहे । पर उनके यह मैत्री- 
पूर्ण मव॒य अधिक समय तक स्थिर न रह सके। मुग्रलो के सफल विरोध से चपत्तराबय ने जो 
प्रसिद्धि और जनप्रियता उपाजित की थी, उससे पहाडसिंह मन ही मन उनसे टेप रफ़नता 
था। उसे यह भी भय था कि कही चयतराय के किसी मुस़लविरोबवी कापे से सम्राद शाहजहाँ 
उससे भी णप्रसन्न न हो जाय । चयतरनाय इतने जनप्रिय हो गये थे कि झशवित के प्रयोग 
से उनका दमन करना असभव नहीं तो कठिन अवड्य था। इसलिए चयतराय का जत्त 
बरने के लिए एक वार विपाक्त भोजन और दूसरी बार एक हत्यारे का प्रवन्य क्या गया । 
कितु चयतराय और उनके सतर्क अनुयाइयो की तत्परता से ये दोनो ही वार खाली गये ३१ 


३० पाद० ३, पृ० २२१, ३०३, ३०४; छूत्र० पृ० रद-रे४; इविन० २, पु० 
२२३ । जतारा मऊरानोपुर (जिला धहाँसो) से लगभग १६ मोल दक्षिण में टोकमगढ़ 
जाने दाले मार्ग पर हैँ । इस्लामशाह सूर के राज्य फाल में इसका नाम इस्लामाबाद 
रख दिया गया या। (ओरदा गठे पु० १८) । 

३१ एक चार एक उत्सव के अबत्तर पर चंपतराय मपने प्रधान सावियों सहित 
पहाडसिह से मिलने आये । जद वे भोजन फरने बडे तो पहाडसिह ने फीशल से चपतराय 
शो दिय मित्ता हुआ भोजन परोसवा दिया। पहाडमिह फे अभिप्राय को ताइकर चंपतराय 
के अनिन्न मिनर भीम दुंदेला ने बपनो थाली चपतराय की थालो से बदल लो । वह विपायत 


२६ महाराजा छन्नसाल बुंदेला 


चपतराय को पहाडसिह के गहित उद्देष्यो के बारे में अब कोई सदेह नहीं रह गया 
था। फिर भी पहाडर्सिह का खुले रूप से विरोध करना उन्हें उचित नही जान पडा। पहाडसिंह 
को मुगलो की सहायता प्राप्त थी ही और फिर इससे बुंदेलो की क्षणिक एकता भी नष्ठ 
हो जाती तथा उनमें फिर वैमनस्य बढ जाता । अस्तु चपतराय ने शाही सेना में सम्मिलित 
होने का निश्चय किया और वे शाहज्ादे दाराशिकोह की सेवा में नियुक्त हो गये । उन्होने 
दाराशिकोह की सेना के साथ कधार के तीसरे आक्रमण (अप्रेल-सितबर १६५३) “में भी 
भाग लिया। ३९ पहिले के दोनो अभियानों की भाति यह भी असफल हुआ, पर शायद 
चपतराय की वीरता से सम्राट शाहजहाँ प्रसन्न हो गया और फलस्वरूप कौंच१२३ की 
तीन लाख की जागीर उन्हे दे दी गई । इसके कुछ ही समय पश्चात्‌ किसी कारणवश दारा- 
शिकोह चपतराय पर अप्रसन्न हो गया और कौच की जागीर उनसे छीनकर पहाडसिंह को 
दे दी गई। चपतराय दारा से असतुष्ट होकर अपनी पैतुक जागीर महेवा चले आये और 
उन्होंने पुन आसपास के प्रदेशों में लूटपाट आरभ कर दी ।१ ४ 

चपतराय के सौभाग्य से इसी समय ज्ञाहजहाँ के पुत्रो मे उत्तराधिकार के लिये युद्ध 
प्राग्भ हो गया और शाहज़ादे दाराशिकोह द्वारा किये गये अपने प्रति अन्याय का प्रति- 
शाव लेने का अवसर चपतराय को मिला। धर्मत के युद्ध (१४५ अप्रैल १६५८) में जसवत- 
सिंह राठौर की पराजय के वाद ही दतिया के शुभकरण बुँदेला के साथ चपतराय औरगणज़ेव 
से मिले और उन्हे एक घोड़े तथा खिलअत से पुरस्कृत किया गया ।5५ औरगजेव और मुराद 
की सम्मिलित सेना को चवल नदी के एक गरक्षित छिछले भाग से पार करने की राह दिखा 
कर चपतराय ने ही दारा के लिए विपम सकट उपस्थित कर दिया था ।१९ श्ञामृगढ के 
युद्ध (२६ मई १६५८ ई०) में भी शाहज़ादे मुहम्मद आज़म की सेना में सम्मिलित 
होकर चपतराय औरगज़ेव की ओर से लडे थे। विजय के पदचात्‌ चपतराय को एक हाथी 
ओर मनमव प्रदान किया जौर वाद में उन्हें खलीलुल्लाह के साथ लाहौर भेज दिया 
भोजन फर चपतराय फो फुछ भी बताये बिना ही भीम बुंदेला अपने निवास स्थान पर लौट 
आया। वहा उसको मृत्यु हो गई | इस प्रयत्न में विफल होकर पहाडासह ने चपतराय फी 
हत्या फरने के लिए एक मनुष्य को नियुक्त किया। पर यह प्रयत्त भो सफल न हो सका और 
हत्यारा चपतराय फे ही एफ बाण द्वारा मारा गया। (छुत्र० पृ० ३५-३७) 

३२ पाद० २, पृ० ३०४, छञ० पृ० ३७। 

३३ कॉच--न्ञाँसी से ५३ मोल उत्तर पूर्व । 

३२ं4द छूम्॒र०णगपृ० ३६, ४०१ 

रेश आ० ना०पृ० ७८, मा० उ० २, पु० ५१०, ५११॥। 

३६ चनियर० पृ० ४३, छत ० पृ० ४५, ४६, मनुचो० १, पु० २६६, २७०, 
भीम० १,पू० २६, औरग० १-२, पु० ३७३-७४ पाद टिप्पणी । 


पूर्वे तिहास २७ 


गया ।३* कितु कुछ समय पब्चात्‌ किसी कारण से अथवा अपनी स्वाभाविक भ्रवृत्तियो 
मे ही प्रेरित होकर चपतराय फिर स्वदेश लौट आये और उन्होने पुन विद्रोह का झ्षडा 
खड़ा कर मालवा की ओर जाने वाले मार्गों पर लूट-खसोट आरभ कर दी ।*ै८ 

औरणजेव तव दाराशिकोह और शुजा का दमन करने में व्यस्त था। अत वह चपत- 
राय के विद्रोह की ओर विशेष ध्यान न दे सका। फिर भी उसने भोरचा के इद्रमणि त्तया 
महामिह भादौरिया के साथ शुभकरण बुँदेला को चपतराय के विरुद्ध मेजा | उन्हें कुछ 
साथारण सी सफलता प्राप्त हुई, पर उससे चपतराय तनिक भी विचलित नहीं हुए ॥१६ 
उधर जब अपने विरोधी भाइयों से छुटकारा पाकर औरगज़ेव ने अपनी स्विति सुदृढ़ कर 
ली, तब अपने राज्य काल के चौवे वर्ष (२० अप्रेल १६६१-६ अप्रेल १६६२) में उससे 
मालवा तवा बुंदेलखड के राजाओं भौर जागीरदारों की सहायता से चपतराय के विद्रोह 
को दवाने के लिये चेंदेरी के देवीसिंह वुंदेला को नियुक्त किया ।१" चपतराय की स्विति 
अब बहुत सकटमय हो गयी थी । उनके अपने ही स्वजनो ने उनके विस्द्ध तलवार उठा ली 
धी। मुगलो और बुदेलो की सम्मिलित शक्ति का जघिक समय तक सामना करना चपतराय 
के लिये समव न था। अत उन्होने अपने पुत्र रतनभाह और भाई सुजानर्सिह के द्वारा सधि 
प्रस्ताव भेजें। पर उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी बीच में ओरछे की सेनाओं 
ने सुजानसिह को वेदपुर के किले में घेर लिया । बंदी होने की अपेक्षा मृत्यु श्रेयस्कर 
समझ सुजानसिह ने आत्महत्या कर ली। उसकी पत्निया भी उसके साथ सती हो गई और 
पेदपुर के किले पर शत्रुओं का अधिकार हो गया ।४ १ 

चपतराय अब सहरा४१ की ओर वटे । सहरा के राजा इद्रमणि घेंवरा के प्रति 
चपतराय ने कुछ उपकार किये थे ।५ १ इसलिए चपतराय ने उसके यहा सहरा में शरण लेने 


३७. भा० ना० पूृ० ६२, १६३, २१७, मा० उ० २, पृ० ५११; छत्न० पृ० 
४६, ४७। 

छत्र० (पृ० ४७, ४८) के अतिरजित वर्णन के अनुसार चपतराय को १२००० 
का मनसव तया एरच,साहिजादपुर, फोच और कनार आदि के परगने जागोर में मिले थे । 

३ेघ, भा० ना० प्‌० ३०१; मा० 3० २, प्‌०५ ११; छूमज० पु० ४६-४०१॥ 

३६ आ०ना०पृ० ३०१, ६२१; मा० उ० २, पृ० ५११, छत्न० पृ० ५१, ५२४ 

४० गबा० ना०प्‌ृ० ६३२, मा० 5० २,प० ५११, छत्न० पृ० ४५२॥ 

४१ दत्र० पु० ५८-५७ । 

४२ सहरा--भालवा सूवा के सारगपुर जिले में था । 

४३ भा० ना० पृ० ६३२, छत्र० पृ० ध८। छम्र० फे अनुसार चपतराय ने एक 
बार इद्रमणि को शाही ददोधर से मुक्त कराकर पुन सहरा का राज्य दिलाया या । डा 
पदुनाद के विचार से इद्रमणि को छुटाने में चपतराय का कुछ हाव होने फी बात मही नहीं 


२८ महाराजा छत्नसाल बुँदेला 


की सोची । इद्रमणि धेपेरा किसी सैनिक चढाई में अन्यत्र व्यस्त था। इद्रमणि की अनु- 
पस्थिति मे उसके नायव साहवराय धेंघेरा ने कुछ हिचकिचाहट के बाद चपतराय को सहरा 
में शरण दी। तव चपतराय को ज्वर हो आया था, जिससे वह निष्क्रिय पडे रहे । इसी बीच 
में ओरछा का राजा सुजानसिह* ४ चपतराय का पीछा करता हुआ अपनी सेना सहित 
सहरा के समीप आ पहुचा और वहा उसने घेंघेरो से चपतराय को सौंप देने की माग की । ९५ 
एक प्रारभिक युद्ध में वेंवेरे बुरी तरह पराजित हो चुके थे, जिससे उनमें अब और विरोध 
का साहस न था। मुगलो तथा सुजानसिह से पीछा छुडाने के लिए उन्होने चपतराय को ही 
मार डालने की योजना वनाई । इस समय चपतराय कुछ धँधेरे सैनिको के सरक्षण में मोरन- 
गाँव की ओर जा रहे थे। उनके साथ केवल उनकी रानी लालकुँवर थी। वृद्धावस्था से 
जजरित और ज्वर से क्षीण चपतराय सर्वथा शिविल हो चुके ये और उन्हे एक चारपाई 
पर ले जाया जा रहा था । निर्दिष्ट सकेत पाते ही धेंघेरे सैनिक चपतराय पर टूट पडे | पति 
की रक्षा के लिए लालकुवर ने वेग से उतकी ओर अपना घोडा बढ्यया। परतु एक सैनिक 
ने उनके घोडे की लगाम पकड कर उसे रोक दिया | तब लालकुवर ने अपना उदर विदार 
कर अपनी इहलीला समाप्त कर दी। वस्तुस्थित समझने में चपतराय को अब देरी 
नही लगी। उन्होने भी अपने पेट में कटार भोक कर आत्महत्या कर ली ।४६ वेंबेरों ने 
जान पडतो । १६५७ ई० में ज़ब औरणज़ेव दारा से युद्ध करने उत्तर की ओर जा रहा था, 
तभो उसने इद्रमणि को कंद से मुक्त कर दिया था। (इविन० २, पृ० २२५, २२६, पाद 
टिप्पणी ) 

४४ पहाडसिह की मृत्यु के पश्चात सुजानसिह १६५३ ई० में ओरछा का राजा 
हुआ था। 

४५ आ० ना० पु० ६३२-३३, छन्न० पू० ५७। 

४६ छनत्र० पृ० ६२-६५, औरग० ३, पृ० ३०, इविन० २, पृु० २२७। 

इविन ने चपतराय को मृत्यु का वर्णन छत्र ० के आधार पर ही लिखा है, कितु समवत 
वह छत्र० फी पक्तियों को ठीक से समझ नहीं सके जिससे उनका यह वर्णन छत्न० में दिये 
गये विवरण से बहुत भिन्न हो गया है । इविन इस घटना का वर्णन इस प्रकार फरते हे -- 

ध्चे बुदेला अधिपति (चपतराय) पर एकवारगी ही दूट पडे और उन्हें मार 
डाला । टकुरानी अपने घोडे से कदी और अपने पति की ओर दौडीं । उन्होने एफ 
घुटमवार की बाग थाम लो, पर उसने मुडकर उनके पेट में कटार भोक दी । दस प्रकार 
पति और पत्नी एक साय ही मृत्यु को प्राप्त हुए ।” 

तुलना के लिए छत्र ० की पक्तिया उदघृत की जाती हूँ -- 

ऐसो समय लग्यो ठऊ्कुरानी | पतित्रत मातझ्न चलायी पानी ॥ 
चुटकि तुस्ग पति के ठिग जाही। घरी बाग एक दौर सिपाही ॥ 


पुवे तिहास २६ 


खपतराय का सिर काट कर औरगज़ेव की सेवा में भेज दिया, जहा वह नववर ७, १६६१० 
को दरवार में उपस्थित किया गया ।४* 


बाग दुवन पाई नहीं, चढ्यो मरन फो चाउ । 
कटरा काटयो पेट में, दये घाउ पर घाउ ॥॥ 
द॑ दे घाउ समरी ठऊकुरानो । चपतिराइ दगा तब जानी ॥ 
यहू संसार तुच्छू निरघारयों १ सारि फरारिन उदर दिदारपो ७ 
(छप्न ० प० ६५) 
डट७ भआ० ना० पृ० ६३३; मा० 3० २, पृ० ५१११ 


705 66860 0५ +8]69#॥ 7५8 - एरगधाां 


परिशिष्ट 
बुँदेला शाब्द को व्युत्पत्ति 


छत्र प्रकाश के अनूसार जब पचम को उनके भाइयो ने गद्दी से उतार दिया, तब वह 
विन्थ्यवासिनी देवी के मदिर में जाकर घोर तपस्या करने लगे । सात दिनो के पश्चात्‌ 
निराश होकर उन्होने देवी को अपना ही सिर चढा देने का निश्चय किया । पर बलि पूर्ण 
होने के पूर्व ही देवी ने प्रगट होकर उनको वरदान दिया कि उन्हे अपना खोया हुआ राज्य 
पुन प्राप्त हो जावेगा । किंतु पचम के सिर पर तलवार का हलका सा घाव लग गया था, 
जिससे वृंद-बूंद कर रक्त निकल रहा था। इन्ही रक्त की बूँदो' से पचम और उनके वशज 
बुंदेलो के नाम से प्रसिद्ध हुए ।४5 

इस सवध में ओरछा ग्जेटियर में जो विवरण दिया हुआ हैं, वह भी रुमान रूप से 
अविश्वसनीय हैं। इसके अनुसार पच्रम ने विन्ध्यवासिनी देवी के सम्मुख पाच मनुष्यों 
के सिरो की वलि देकर राज्य प्राप्ति का वरदान पाया था और फिर विग्ध्यवासिनी देवी 
का मदिर विन्ध्य पर्वत श्रेणियों में स्थित होने के कारण अपने नाम में विर्ध्येला जोड लिया 
था। यह विन्ध्येला शब्द वाद में विकृत होकर बुंदेला हो गया ।” ६ 

हादी कतुल अकालीम के लेखक की सूचनानुसार बूँदेला एक बाँदी और हरदेव 

नामक गहरवार राजपूत के वशज हैँ । वादी से उत्पन्न होने के कारण ही उनवा नाम बुँदेला 
पडा ४९ इलियट को यह कथन ठीक प्रतीत हुआ कित्तु प्रसिद्ध इतिहासकार विस्सेण्ट 
स्मिथ इस मत से सहमत नहीं है । उनका अनुमान हूँ कि शायद बुंदेले गढ कुठार के खगार 
राजा की कन्या और एक गहरवार राजपूत की सत्तान है ।४ १ यह मत भी बुंदेला शब्द की 
व्युत्तत्ति पर कोई विश्येप प्रकाश नहीं डालता। टाठट का कथन ई कि जसौदा नामक गहरवार 
ने विन्व्यवासिनी देवी के सन्‍्मुख एक महायज्ञ कर अपने वशजों को बुंदेला कह कर 
प्रसिद्र किया ।** मासिर-उल-उमरा के अनसार भी काशीराज नामक दंदेलो का एक पूर्वज 
विन्ब्यवासिनी देवी का परम भवतत था, इसलिए उसे बुंदेला कहा जाता था ।४ ३ 


डर छुून०पु० ६-८, वगाल० २६०२, पू० १०४॥ 

ड६ ओरदछा गज्ञे० पु० १२॥। 

५० हादी फ़्तुल अकानोम पृु० १६७ । 

५१ इलियट० (वीम्स कृत) १, पृ० ४५ वगाल० १८८१, 7० ४४ ४६ ! 
५४२ टाड० १,प० २११६॥ 

४२ मा० उ० २, पु० २१७ ॥ 


बुंदेला शब्द की व्युत्पत्ति ३१ 


उपर्युक्त विभिन्न घारणाओ के विश्लेण्ण से यही प्रतीत होता है कि बुंदेला शब्द की 
उत्पत्ति विन्ब्येला शब्द से हुई । विन्ब्येला का सवध इस प्रदेश में विज्वरी विन्थ्याचल की 
श्रेणियों और मिर्जापुर के पास स्थित विन्ध्यवासिनी देवी के मदिर से जोडा जा सकता हैँ । 
“विन्ब्यवासिनी  बूंदेलों की इप्टदेवी हैं । इसलिए समव हूँ कि पचम ने अपने राज्य की पुन 
प्राप्ति को विन्थ्यवासिनी देवी की कृपा समझ कर हृतजतावश अपने नाम के साथ विन्घ्येला 
जोड लिया हो और यही विन्घ्येला कालान्तर में बुदेला में परिवर्तित हो गया हो । एक 
अन्य सुझाव यह भी हो नकता हैं कि ग्ायद पचम का प्रभुत्व विन्ध्यवानिनी देवी के 
मंदिर के निकटवर्ती प्रदेश में होने के कारण वह विन्ध्येला नाम से विल्यात हो गये हो । 
पंचम के एक पूर्वज का नाम विन्ध्यराज था ।** इससे भी उपर्यकत दुष्टिकोण को ही सम- 
थैन मिलता है । 


८७9 


छत्नसाल का प्रारम्भिक जींवन 


१ जन्म और बचपन 


चपतराय के सारवाहन, अगदराय, रतनशाह, छत्रसाल और गोपाल पाच पुत्र थे । 
ज्येप्ठ पुत्र सारवाहन की मृत्यु चपतराय के जीवनकाल में ही वाकी खाँ से एक युद्ध में हो 
गई थी ।* उसकी मृत्यु के उपरान्त ही छत्नसाल का जन्म शुक्रवार, मई ४, १६४६ ई० 
को ककर-कचनए? ग्राम में हुआ था ।३ छत्र प्रकाश में वणित घटनाओ के अतिरित 


अ-जज++ 


१ छत्र० पृ० १७, २०-२२। 
२ ककर-कचनए--क्षाँसी से लगभग २७ मोल पूर्व । इस ग्राम में छत्रसाल के 
जन्म का उल्लेस जनश्रुतियो पर ही आधारित हे । 
३ बुंदेललड में प्रचलित छ॑त्रसाल फी जन्म तिथि शुक्रवार ज्येष्ठ सुदी ३, सवतत 
१७०६ फो ही यहा मान्य किया गया हैं, जिसका उल्लेख निम्नलिखित पदो में मिलता है -- 
(१) सवत्त सत्रह से अर छे, सुभ ज्येष्ठ सुदी तिथि तीजि बखानी । 
दिन शुक्रवार है शिव के नक्षत्र में, पुत्र जन्यो राय चपतरानी ॥। 
(२) सवत सत्रह से छे अधिक, बरस विलवी साल। 
जे» मास सुदि तीज तिथि, उपजे नृप छत्रमाल 0 
प्रथम पद की रचना छत्नरसाल की छतरी के वर्तमान महत धनीराम जी फे पितामह 
श्री श्याम जी ने की हूँ । यह छतरी नौगाँव (सध्य प्रदेश) से ५ मोल दक्षिण घुवेला ताल 
(मऊ सहानिया) में स्थित है । उसके निर्माण के समय से ही महन्त धनीराम के पूर्वज 
उसकी देखभाल फरते रहे हे । 
गोरे लाल (पृ० १६३-६४) और इयामलाल (भाग २, पृ० १६) ने भी उपर्युक्त 
तिथि मान्य समझी है । 
अन्यन छत्रमाल की निम्नलिफित जन्म तिथिया दी गईं है -- 
१ ज्येप्ठ सुदी ३ सतत १७०७ (मई, २३, १६५०) पन्ना गज्गे० पृ० ७। 
२ मई २६, १६५० (ज्येप्ठ सुरी ६, स १७०७)--देसाई० २, पु० १०५। 
शसिनि विश्वसनीय ऐतिहासिक आधारों पर ये तिथिया दी गई हं, वह ज्ञात न होने 
मे, ये विशेष पिचारणीय नहीं हूं । उनको तुलना में जनश्रुति के आधार पर मान्य उपर्युवत 
जमतिथि ही टोक प्रतोत होती है । 


पन्ना राज्य के सस्थापक महाराजा छतन्नसाल चुंदेला 
( महाराज़ा पन्ना के सौजन्य से ) 


छम्साल फा प्रारम्भिक जीवन ३३ 


उनके वाल्यकाल सवधी और कोई विष्वसनीय जानकारी प्राप्त नही हैं । चपतराय के 
विद्रोही जीवन में उनके पुत्रों की उचित रूप से थिक्षा-दीक्षा सभव ही ने थी । फिर भी 
छुम्रसाल ने अस्त्न संचालन में बचपन ही में निपुणता प्राप्त कर ली थी। बनुप-वाण, 
तलवार और बदूक तथा गुर्ज़ का प्रयोग वे भली भाति कर नकते थे । मल्लयुद्ध और घुड- 
सवारी से भी उन्हे प्रेम था। चौगान उनके प्रिय सेलो में से था। वचपन में छत्तमाल अपने 
मामा के पास भी ठुछ समय तक रहे थे, जहा उन्होने थस्त्र विद्या के साय-साथ थोडी 
शिक्षा भी प्राप्त की थी ।४ छत्रमाल के राजनीतिक गुरु छम्तपति शिवाजी ही थे | उनसे 
छम्साल ने कुछ जादू टोना भी सीखा था ।४ आरम्म से ही छतम्तसाल में धर्म के प्रति 
विशेष अनुराग था। एक वार वे महेवा९ के चेतन गोपाल के मदिर में भावनायों 
के उद्रेक से वेसुध से हो गये थे ।? उनकी यह घामिक श्रद्धा जीवन भर ज्यो की त्यों 
वनी रही । 
चपत्तराय जब अपनी जीवन रक्षा के हेतु सहरा की ओर भाग रहे थे, तव छतसाल 
भी उनके साथ थे। सहरा के स्थानापन्न नायक साहिवराय घेंवेरे ने चपतराय के उस तरफ 
आने का समाचार सुनकर अपने सैनिको की एक टुकडी उन्हें वचाकर अपने सरक्षण में 
सहरा लाने के लिये भेजी । इन सैनिको को शत्रु पक्ष का समन्न कर छप्तसाल अपनी माता 
सहित रुग्ण विता की रक्षा के लिए मरने मारने को कटिवद्ध हो गये । परन्तु बाद में धेथेरे 
सैनिको का परिचय पाकर छप्तसाल जौर उनकी माता का मम दूर हो गया बौर वे उनके 
सरक्षण में चपतराय सहित सहरा की ओर चल पड़े ॥5 
सहरा पहुचने के कुछ समय पच्चात्‌ जब चपयतराय जधिक सुरक्षा के लिये मोरनर्गाव 

जाने लगे तव छप्तमाल उनके आदेशानसार अपने बहनोई ज्ञानघाह के गाँव को चल दिये । 
ज्ञानशाह के गाव वो पहनचते-पहुचते छप्नसाव को तीज ज्वर हो जाया । उसी दशा में वे 
बहिन के पास पटहवे । पर विपत्तिप्रस्त भाई पर बहिन को भी करणा न जाई और उसने 
छत्रसाल से भेंट तक नहीं की । दुयित हृदय छप्तसाल उतसटे पैरो अपने टेरे लौट जाये । 
रात्रि में जय शानशाह लौटे तथ उन्होंते छप्तमाल के जिए भोजन वी सामग्री भेजी और 
बहुत राधि बीते छप्तमाल ने भोजन किया । बहिन के इस बट व्यवहार से व्यधित होवए 
छाप्तमाव समवत शीघ्र ही पुन सहरा चले बाये, रयोकि छप्त प्रयाण के अनमार अपने 
॥| 

४ एहाप्र० प्‌ृ० ५६, ६६५ ६७३; पत्ना० ४०१ 

५. पप्ता० ७५। 

६ महेवा-श्कर फचनए से लगमग ४५ मोल दक्षिण पूर्व । यहू महेया उस महेश 
से भिन्न है जो छुप्ठप्ताल ने नौरगाद से लगभग ६ मोल दक्षिण में दसाया था । 

७ द्त्न० पृ० २५, २६। 

८ छप्न० पृु० ६०) 


३४ महाराजा छत्रसाल बंदेला 


'भाता पिता की मृत्यु के समाचार उन्हे सहरा में ही प्राप्त हुए थे।' 

। माता पिता के अतिम सस्कारो से निवृत्त होकर छत्रसाल ने देवगढ में जाकर अपने 
डे भाई अगद को यह समाचार सुनाये | दोनो ही प्रतिशोध पर उतारू हो गये । परन्तु 
उचित सहायता और शक्ति के अभाव में मुग नो या अपने ही आपसी शरत्रुओ से लोहा लेने 
'की क्षमता तब उनमें न थी। अत वे अब अपनी स्थिति सुदृढ करने के लिए तत्पर हुए 
'छत्रसाल ने दैलवाडे जाकर एक व्यवित के पास से अपनी माता के आभूषणो को प्राप्त विया। 
(कुछ ही समय पश्चात छत्रसाल का विवाह यवार वश की एक कन्या देवकुवर से हो गया । 
।छतसाल ने अपने वश के पुरोहित भान से भी कुछ सहायता प्राप्त करने की आशा से भेंट 
'की । पर भान भी लक्ष्मी की कृपा से वचित-यजमान से कोई सपर्क नही रखना चाहता 
'था।१९ छप्नसाल और अगद ने इस प्रकार यह स्पष्टतया देख लिया कि मुगल साम्राज्य 
के विरुद्ध विद्रोह करने वाले चपतराय के पुत्रो को बुंदेलखड में कही से भी कोई सहायता न 
'मिलेगी । जुझारसिह, पृथ्वीराज और चय्रतराय के दुखद अत से सभी स्थानीय राजा और 
'सामत आतंकित हो उठे थे और मुगलो के क्रोव को आमत्रित करने का साहस अब उनमें 
'नही रह गया था । सब ओर से निराश होकर अत में छत्नसाल ने मुगल सेना में ही 
नौकरी करने का निश्चय किया । 


२ जयसिह फी सेना में--शिवज़ी से भेंट 
छुम्रमाल और अगद अब अपने चाचा जामझाह को साथ लेकर मिर्जा राजा जयरसिंह 


से मिले ।१ ९ जयसिंह उस समय (१६६५ ई०) शिवाजी के विरुद्ध सैन्य दक्षिण की ओर 
'प्रस्थान कर रहे ये ।१९ जयसिंह ने उन्हे अपनी सेना में नियुवत कर लिया और क्सी 


। ६ छन्न० पृ० ६३, ६८ । छत्रसाल के एक पतन्न (पन्ना० ५३) के अनुसार चपतराय 

'की मुत्य के समप चे अपने मामा फे यहा रह रहे थे। पुन छत्र० (प० ६४ ) के अनुसार 
जव चपतराय मोरनगाँव की ओर कच करने वाले थे तब शचुओ को घोखा देने के लिए 
उनकी रानी लालऊुरर ने अपने पिता के यहा फे ए 5 सेवक से प्रार्थना की थी कि वह चपतराय 
का बेप घारण कर ले । लत अनुमान यही होता हैं कि छतपाल के मामा और सहरा का 
फुछ सबब अवइय रहा हे|गा। समय है कि सहरा का अधियति (सभवत्त इंद्र तणि) छत्साल 
के मातृपक्ष फा कोई निक्ट सम्बन्धी हो । 

१० छूत्र० पु० ६६-७१ ॥। 

११ छत्र०१० ७१, ७२, हपत अजुमन पृ० ३२, जय० अख़० (सरकार) २५ 
पृ० परे । जामशाह को अधिक जानकारी के लिये गे.रे० पु०१८९, ३१७ और छत्न० पृ० 
१०२ देफऐें। 

१२ मिज्ा राजा जयपिह की दक्षिण में पह नियुषित सितम्बर ३०, १६६४ ई० 


छतन्न वाल का प्रारम्भिक जीवन डेप 


युद्ब अथवा घेरे में वीरता तथा साहस का प्रदर्शन करने पर सम्राट से कोई मनसव भी दिला 
देने का वचन दिया । अगद, छत्रसाल और जामझाह नें पुरधर के घरे (मई १६६५) में 
वडी ही वीरता दिखाई और जयसिह की सिफारिश पर उन्हें क्रश ८ सदी जात ६०० 
सवार, ढाई सदी ज्ञात १०० सवार तया ४ सदी ज्ञात ३०० सवार के मनसव प्रदान किये 
गये ।१३ उन्होंने वीजापुर के आक्रमण (दिसम्बर १६६५-फरवरी १६६६) में भी भाग 
लिया । तत्यण्चात्‌ जब दिलेर खाँ देवगट की ओर बढ रहा था, तव छत्रसाल को एक सैनिक 
टुकड़ी के साथ उस्की सहायदा के लिये भेजा गवब ॥१४ पर देवगढ के राजा कोव भिंह 
ने बिना हो युद्ध किये अर्ध.नत स्वोकार कर ली ।१ १ 

छत्रमाल मुग़लो से सनुप्ट न थे। वे अनुभव करते थे कि उनकी सेवाजो को यथेप्ट 


फो हुई थी । सभि्थति राजा फे जनदरी ६, १६६५ ई० फो नरमंदा पार फरने से पहले ही 
सभदत छत्रसाल और अगद ने उनसे भट फी है । (शिवाजी ० पु० १०५) अत अद्तृबर 
१६६४ के पदचात और ज्नदरो ६, १६६४ ई० से पहि ले हो यह भेंट हुई हेगी । छन्‍्नसाल 
उस समय लगभग १६ दप के थे । 

१३ जय० अख० (सरफार ) २, पृ० ८३ (सीतामऊ) । यदुनाय सरकार के अनुसार 
भगद को हृज़्ारो ओर छम्नसाल फो ३ सदो फे भनसब मिले ये । (औरग० ५, पृ० ३६३) 

हफपत अजुमन (पृ० ३२) फे अनुसार जयमिह ने उनके लिये निम्नलिखित 
पनसवो को प्रार्थना को थी-- 


अगद जामशाह छम्नसाल 
हृज्षारों ज्ञात्त हे सदो ३ सदो 
५०० सवार ३०० सवार १५० रूदार 


कितु सम्राट ने उसमें उप्यंपत हेर फेर फर दिये थे । 

४ छूत्र०(पृ० ७२) फे अनुवार छप्तह्ठात को बहादुर गाँ फो सहायता के लिए 
भेजा गया था, जो कवि सही नहीं माजम पडता । देवगढ पर किये गये इस समय दोनो हो 
आफरणों (१६६७ आर १६६६) में मुयल सेना फा सेनायति दिलेर पाँ था। इमलिए 
चरतठुत छन्‍्रमात यो दिलेर साँ फी स्हायदार्य ही भेजा गया था। (ऑरग० ५, प्‌ ३६२ 
भी देखें ।) 

छत्र ० (पृ० ७२) में जपरि ह द्वरा ही छप्तर्मस पो भेजें जाने फा उत्छेग है। लेपिन 
फजयसिह की मृत्यु सगरत २८, १६६७ ई में हो गई थीं। इसलिए छत्तसाल ने समवतः 

६६७ पे पहिले ही क्षनियान में भाग लिया पा । 

१५ आल्ना०पृू५० १०२०-२०, मे ० आ० पृ०३६, कारग० भपृ० ४०२, टं०४ड। 

छप्ृ० (पृ० ७२-७६) ओर दद्रप्ताल में एश पत्र (पष्ता० ५४) ये अनुसार देवगद 
के राजा ने घोर पुद्ध फे पद्चान अघीनता स्वोषार की थी और छप्रसाल को बोसशा मे हो 


। 


वेद महाराजा छंत्रसाल बुंदेला 


स्प से पुरस्कृत नही किया गया था।१ ६ शाही सेना में शीघ्र पदोन्नति की सभावता भी कम 
थी। पुन छत्रसाल के हृदय में पिता की मृत्यु के प्रतिशोध की अग्नि भी अभी ठडी नही पडी 
थी । इधर शिवाजी की मृगलो के विरुद्ध अभूतपूर्व सफलत्ताओं से उत्तरी भारत तक के हिन्दू 
अनुप्राणित हो उठे थे। छत्नसाल भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित और आकर्षित हुए बिना 
न रह सके । मुगलो की ओर से शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करना उन्हे लज्जाजनक जान पडा 
और महाराप्ट्र में शिवाजी के उच्च उद्देश्यों के लिए अपना रक्त बहाना उन्हे मृगलो के 
आदेश पर अपनी तलवार हिन्दू रक्त से रजित करने की अपेक्षा कही अधिक उचित एव 
सम्माननीय प्रतीत हुआ । इसलिए एक दिन शिकार पर जाने का बहाना करके छत्रसाल 
मुगल सेना से निकल भागे और अपनी पत्नी सहित शिवाजी से भेंट करने दक्षिण की ओर 
चल पड़े | जगली तथा पहाडी दुर्गम मार्गों से होते हुए वे भीमा नदी तक आ पहुँचे और उसे 
पार कर उन्होने शिवाजी से भेंट की ।१ ० 
छत्रसाल कुछ समय तक शिवाजी के पास पूना में रहे ।१ 5 इस समय में उन्होने वहाँ 
शिवाजी के युद्ध-कोशल, उनकी कूटनीति और शासन सगठन के सम्बन्ध में वह सारी प्रार- 
म्भिक जानकारी प्राप्त कर ली, जिसका उपयोग बाद में उन्होने सफलतापूर्वक बुँदेलखड 
में किया। छत्रसाल की प्रवल आकाक्षा शिवाजी के पास रहकर मराठो के स्वतन्त्रता सग्राम 
में योग देने की थी। परन्तु शिवाजी इससे सहमत नही हुए। वे सारे भारत में हिन्दू पद- 
पादशाही स्थापित करने के स्वप्न देख रहे थे, अत महत्त्वाकाक्षी छत्रसाल को अपने यहाँ 
रहने देकर स्वराज्य के प्रयत्नो को दक्षिण तक ही सीमित रखना उन्हे अभीष्ट नही था । 
इसीलिए उन्होने छम्नसाल को बुंदेलखंड लौटकर मुगलो के विरुद्ध वहाँ भी स्वतन्त्रता 
मुग़लो फो यह विजय प्राप्त हो सकी थी। ये विवरण अतिशयोक्षितपूर्ण हे एव फारसी ग्रयों 
फो तुलना में विद्यसनीय नहाों मानें जा सकते । 

१६ भीम० १, पृ० १३२, छत्र० पु० ७७। 

१७ छन्न०पृ० ७८, ७६, मा०उ० २,पृ० ५११। छन्न० के अनुसार यह भेंट 
शिवाजी फे आगरे से भाग निकलने (अगस्त १६, १६६६) और राजगढ पहुँचने (दिसम्बर 
१६६६) के पद्चचात हुई थी। सर देसाई का भी यही मत हें। (देसाई० १, पृ० २६८) 

छत्रप्ताल जर्यास॒ह्‌ फे पास सन्‌ १६६७ ई फे प्रारम्भिक महोनो तक ही रहे होगे, 
तदनन्तर वे दिलेर साँ के देवगढ़ पर आक्रमण (२५ अप्रैल-१७ सितम्बर१६६७) में भाग 
लेने फे लिए गये थे। उसके बाद ही वे शिवाजी से मिले होगे। अत शिवाजी और छुत्नसाल 
पी भेंट सन्‌ १६६७ ई फे अन्तिम महीनों में होना सभव जान पडती हूँ । 

१८ छतप्नसाल ने शिवाजी के पास फुछ समय तफ रहने फा उल्लेस जगतराज फो 
लिएें अपने एक पत्र (पन्ना० ५७) में किया है । छप्तसाल के इस पत्र से उपयुक्त प्रघान 
घटनावली का मोटे तौर पर समर्यन हो होता हैं । 


छम्नसाल का प्रारम्भिक जीवन 3७ 


संग्राम संगठित कर स्वय उसका नेतृत्व करने की मत्रणा दी ।१५ परन्तु इतिहासकार 
भीमसेन इसका दूसरा ही वारण बताता है। उसके अनसार शिवाजी उत्तरी भारत 
के लोगो पर विश्वास नहीं करते थे और इसीलिए उन्होने छप्तमाल को अपने देश लोटा 
दिया ।** भीमसेन का यह कबन तक॑-सगत नहीं है । शिवाजी द्वारा छतसाल वो वापिस 
दुंदेलगड में भेजने के सही उद्देग्य फे सम्बन्ध में यदुनाव सरकार का सुझाव सत्रसे 
गविक ठीक और यबवितयज्त प्रतीत होता है। उनके मत से इसका कारण यह था कि शिवाजी 
“मुगल सेनाणों का ध्यान बेंदाकर” अपने अधिद्वत प्रदेश पर उनवा दवाव कम करना 
चाहते थे ।१ * इस प्रकार दक्षिण में स्वतन्तता की प्रज्यलित मशाल से एक चिनगारी 
बंदेलगड लायी गयी और उससे नमंदा के उत्तर में विद्रोह की वह अग्नि धवक उठी जो 
ओऔरगजेव के साथ ही उसके सारे उत्तरापिकारियों के लिए एक दुन्ह समस्या बनी रही । 


३. स्वतन्धता-मघए् फो और 


शिवाजी द्वारा प्रेरित हो छच्वसाल पुन उत्तरी भारत को लौट पडे और राह में वह 
शूनकरण बुंदेता से मिले १५६ एस मेंट में छत्तमाल का उद्देष्य मृगलो से अपने भावी सर्प 
के सयप में शुभकरण के दृष्टिकोण को समझकर सभवत उसकी सहायता जौर नहानुभूति 
प्राप्त करना ही रहा होगा। परन्तु शभवरण ने छप्नसाल के स्वतन्तता समगाम में सहयोग देना 
अस्वीकार कर दिया। उसने छम्साव से अपनी व्यर्थ फी योजनाएं छोड देने वग आप किया 
और मुगल सेना में उनको एक उचित मनसव दिलवाने दा भी थाब्वासन दिया । 
फि नी शुभवर्ण टप्तसाल को उनवे निष्चय मे विचलित न कर सका ।* 
इस समय छप्तगात वा भविष्य भयकारमय ही था । उनके पास ने साथन थे, न 
सहयोगी जोर न सैनिक हो । बेंदेवायट में एका लप्पा भमि भी ऐसी न थी जिसे ये झपनी 
बह साते। तभी एवं जप्रत्याश्वित घटना ने बुदेदसड था बातायरुण ही छझ़साव के प्त 
१६ छम्र०प० छ६-८०।॥ 
२०. नीम० १,प० १३२। भीमसेन का उपर्ध वत फघन उसके सरक्षवा दिया 
श राव दलपतराय फे हितो हारा प्रेरित हुआ मान लेना अनुचित न होगा । दरपतराय 
और उसके पिता शमकरण या सुशाव पनली नो चपतराय और उनके पत्तों की 
ओर नहों रहा। चपवराय और छप्तमाल फे मुग्रज पिनोधों पार्यों से दे हमेदा घस्नि हो 


२१. भोरसंग० ५, प० ३६३ । 
२२ एुप्व० पु० ८० । गानशरण उस समय दक्षिय में हो परे पघा। (मसा० उ० 
२,पु० ३१८) । 


एर२, एड पु० ६८0०, ८१ १६ 


शे८ महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


में परिवर्तित कर दिया। औराज़ेत प्रारम्भ ही से कट्टर मुसलमान था और राज्यारूढ होने 
के कुछ वर्षों के बाद से ही उसकी नीति अधिकाविक घर्माषताप्रर्ण हिन्दू-विरोधी होती गयी । 
अप्रैल ६£, १६६६ ई को उसने एक आदेश जारी कर हिंदुओ के मन्दिरों आदि को तोड- 
फोडकर नष्ट कर देने का हुक्म दिया । तदनुसार ग्वालियर में फिशाई खाँ ने ओरछा के 
प्रसिद्ध मन्दिरो को गिराने के उद्देश्य से अठारह सौ घुडसवारो की सेना एकत्र की ।९ * ओरछा 
का राजा सुजान्सिह तब मुगल सेना के साथ दक्षिण में था। बुंदेलो ने धुर्मगद के 
नेतृत्व में संगठित होकर फिदाई खाँ का धूमघाट*४ पर मुकाबला किया और उसे परास्त॑ 
कर पीछे खदेड दिया ।१ * जब सुजानसिह ने दक्षिण में यह समाचार सुने तो वह अपने राज्य 
के भविष्य के लिए चिन्तित हो उठा । सभवत तब उसे छत्रसाल के पिता चपतराय के 
प्रति अपने निन्‍्दनीय वर्ताव का भी स्मरण हो आया होगा । इसलिए उसने जब यह सुना 
कि छत्रसाल वुरेलखड में स्वतत्रता युद्ध आरम्भ करने जा रहे है, तो उसने छत्नसाल से 
सहानुभति दिखाकर उन्हे अपने पक्ष में कर लेना ही उचित समझा । अत दूत भेजकर छत्र- 
साल को बुनाया गया और सुजानसिंह अत्यन्त आदरपूर्वक उनसे मिला । पहले को कौटु- 


र४॑छत्न० पु० ८२ । मा० आ० (पृ० ६५) के अनुप्तार मई ८ और अगस्त ४, 
१६७० के बीच में ही कभी फिदाई खाँ को ग्वालियर भेजा गया था। इसलिए यह घटना 
उसी वर्ष की होगी । इसको देखते हुए ओरछा के राजा सुजारनसह को मृत्यु की जो वर्ष 
मा० उ० (२,२३० २६३) में दी गई है, वह ठीक नहीं जान पडती । मा० उ० के अनुसार 
सुजानसिह की मृत्य औरगजेब के शासन-फाल के ग्यारहवें वर्ष (१६६८ ई० ) में हुई थी । 
किन्तु ओरछा गज्गे ० (पृ० ३२) ओर गोरेलाल के ग्रन्थ (पृ० १५३) में उनकी मृत्यु १६७२ 
ई० में होने का उललेस है, जबकि ठाकुर मज़बूतसिह (बगाल० १६०२, पृ० ११७) उनकी 
मृय्यु १६७० ई० में हुई मानते है । छम्० के अनुसार फिदाई खाँ के आक्रमण (१६७० ई० ) 
फे पश्चात हो छत्नत्ताल सुजानसिह से मिले थे, इसलिए मा० उ० में दी गई सुजानसिह को 
मृत्य फी वर्ष (१६६८ ई०) गलत जान पडतो हैँ । उतको मृत्यु १६७० और १६७२ ई० 
फे बीच में ही कभी हुई होगी । 


२५ घूृमघाट--डवरा से करोव ६ मील सिघ नदी के तठ पर। डबरा झासो से 
लगनग ३२ मील उत्तर की ओर हूँ । 
२६ छुत्र० पृ० ८२, ८३ । 
छत्रमाल अपने एक्त पत्र (पन्ना० ५६) में फिदाई साँ के विरुद्ध इस युद्ध में धंदेलो फा 
नृत्य स्वयं करने फा उल्लेगप करते है, जो सही प्रतीत नहीं होता । छत्रपाल तब दक्षिण में 
ने के कारण पुंदेलसड के इस युद्ध में पंसे भाग ले सकते थे ? छत्र० में भी उनके इस युद्ध 
में भाग जेने या पोई उल्नेग् नहीं है । 


-॥ ४ 


“| | 


छत्न पाल या प्रारश्सिक जीवन ३8: 


म्विक विपमताओं को भुलाकर आयसी सहायता के प्रण किये गये और सुजानसिह ने छत्न- 
साल को उनके देशभवितपूर्ण कार्यों में भरसक योग देते का वचन दिया १४ 
त्दनन्तर छत्रसाल औरगाबाद में अपने चचेरे भाई वलदाऊ (बल दिवान) से मिले 
और उनके सन्मुख भी अपनी भावी योजनाओं को रखा। वलदाऊ पहिले तो झिझके, पर 
जब गे टिया डालकर उठाने पर छत्नसाल के पक्ष में गोट खुली, तो वे मी छत्सलाल के साथ 
सम्मिलित हे ने को तुरूत तत्पर हो गये । अब छत्नसाल ने नर्मदा पार की और वुंदेलो को 
एकता के सूत्र में पिरोकर मुगल दासता से देश को मुवत कराने का दृढ़ निश्चय कर वे सन्‌ 
१६७१ ई० में बुंश्लखड आ पहुँचे । छ॒त्रसाल की आयू इस समय लगभग २१ वर्ष की थी. 
और उनके साथ केवल पाँच घुड्सवार और पच्चीस पैदल सैनिक थे ।१८ 
तब तक बलदाऊ वबागौदा* * आ पहुँचे थे। छत्रसाल ने वहा आकर उनसे भेंट की 
और फिर अपने भाई रतनशाह की सहायता प्राप्त करने वीजौरी३९ चल पडे। परन्तु 
रतनशाह ने भी शुमकरण की ही तरह छत्रसाल की योजनाओ को मूखंतापूर्ण तथा विवेक- 
हीन बताकर उन्हे सहायता देना अस्वीकार कर दिया | छत्रसाल ने अट्ठारह दिन तक 
वीजौरी में रह कर रतनशाह का निश्चय बदलने के विफल प्रयास किये, और तदनन्तर वे 
वलदाऊ के पास लोट आये ।११ दोनो तब ओडेर१९ की ओर वढे, जहा एक वाकी खाँ३३ 
भी उनके साथ हो गया । छत्नसाल को अब इस छोटी सी सम्मिलित सैनिक टुकडी का; 
२७ छन्न० पु० परे-८६, पन्चनर० ६० ॥ 
छत्नप्ताल के इप्त पत्र (पत्ना० ६०) के अनुसार छुन्नसाल और सुजानसह की यह 
भेंट ओरछा में हुई थी किद्सु छत्रसाल का यह्‌ फथन ठीक नहीं है । छ॒त्र० (पु० ८७) के 
अनुप्तार सुजानसिह के साथ यह भेंट होने के बाद छुत्रसाल बलदाऊ से औरगाबाद में मिले 
थे। उन्होने अभी नर्मदा पार कर बुंदेलखड की ओर प्रस्थन ही नहीं किया था। 
र८ छंत्र० पु० ८घ७-८६। इन ३० योद्धाओ में उच्च एवं निम्न सभी वर्गों के लोग 
थे, जैसे कुंवर नारायणदास, गोविन्दराय, दलसुख मिश्र, सुन्दरमणि पेंवार, खरगे बारी, 
पबल ढीमर, और फेज़े मिर्यां आदि। आरम्भ से ही छत्रसाल ने अपने अनुयायियो का चुनाव 
घर्मे भौर जाति फे आघार पर नहीं अपितु उनकी योग्यता और स्वय के प्रति भक्ति के आघार 
पर हो किया। 
२९ एक वबागोटा नामक गॉव छतरपुर से २ मील दक्षिण में हे । 
३० बोजीरो--छत्रपुर से ५० मील वक्षिण । 
रे१ छन्न० पु० ८६-६३, पश्चा० ६११ 
३२ ओडेर--सिरोज से २० मील उत्तर पूर्व । 
३३ पश्चा० ६१। छत्न० (पु० ६३)। में बाकी खाँ को दुंदेला कहा गया है । पर 
यदुनाथ सरकार उसे कोई लुटेरा अपश्ान सरदार मानते हे। (औरग० ५, पु० ३६५) । 


४० महाराजा छत्रप्ताल बूंदेला 


नायक चुवा गया । आस-पास के प्रदेशों को लूटकर तया चौय वसूल कर अपनी शक्ति 
वढाना ही अभी छत्रसाल का उद्देश्य या। इस लूट में छत्नसाल का भाग ५५ अश और 
त्लदाऊ का ४५ अश निर्वारित किया गया ।१४ 

छत्रसाल के अनुयायियों में अभी तक केवल ३० घुडसवार और ३०० पैदल सैनिक 
ही ये। परन्तु फिदाई खाँ के ओरछे पर आक्रमण और औरणगज़ेब की मन्दिरो को नष्ट करने 
की नीति ने हिन्दुओ की धारमिक भावनाओं पर चोट की थी, जिससे बुँदेलखड का जन- 
साधारण अब छत्रसाल को हिन्दू घर्म का रक्षक और स्वतन्त्रता का पोषक समझने लगा था। 
लोग अभी चप्तराय को भूले नही थे। उनकी हादिक कामना थी कि कोई वीर बुँदेला फिर 
चपतराय के शौर्यपूर्ण कार्यो को दृहरा कर उनके धर्म की रक्षा के लिए मुगलो से लोहा ले। 
छसलिए छत्रसाल को अपने मुगल-विरोधी संघर्ष में बुंदेलखंड की जनता का अपूर्वे समर्थन 
प्राप्त हो गया । जो लोग मुगलो का सक्तिय विरोध करने को तत्पर थे, वे सह छत्नसाल की 
सेना में सम्मिलित होने लगे। चपतराय के पुराने साथी भी उनके पुत्र से आ मिले।३ ४ छत्न- 
साल का विरोध करने में असमर्थ छोटे-छोटे सामत और जागीरदार और तलवार से अपनी 
भाग्य रेखायें बदलने को समुत्सुक साहसी वीर भी अब छत्नसाल के झडे के नीचे एकत्र हो 
गैये। इस प्रकार शीघ्र ही छत्रसाल की शक्ति इतनी बढ गई कि वे अपने पूर्वजों के रक्त से 
सिचित भूमि पर मुगल सत्ता को खुली चुनौती देने का साहस कर सके । 


7207 66860 0५ +8]69#॥ //५8 - ७रचधाां 


प्रारम्भिक संघर्ष 


(3 


१. प्रायमिक चरण (१६७१-७३) 


छत्रसाल ने वुंदेलखड में स्वतन्त्रता सग्राम सन्‌ १६७१ ई० के लगभग आरम्भ किया 
और एक वर्ष के ही अल्प समय में मऊ१ के आस पास उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया।१ फिर अपने पिता चपतराय की मृत्यु का प्रतिगोध लेने के लिए छत्रसाल ने धेंवेरो 
पर आक्रमण किया। वंथेरे अत्यन्त वीरतापूर्वक लडे परन्तु छत्ततलाल की सेना के सामने 
अधिक समय तक न टिक सके। वे पराजित हुए और भागकर उन्होने पास की गढी में शरण 
ली। वुंदेलो ने गठी का घेरा डाल दिया। अन्त में निरुपाय होकर धँधेरो ने आत्म-समपंण 
कर दिया और छतन्नसाल को मित्रता के सूत्र में बाँचने के लिए उन्होंने अपनी एक कन्या 
का विवाह भी उनसे कर दिया ।3 

छेत्रसाल अब सिरोज (मालवा) की ओर बढे। उनके इस आक्रमंण के समाचार 
पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे और सिरोज के फ जद्गार मुहम्मद हाशिम और आनदराय बका 


१ सऊ--मर् सहानियाँ, नौगाँव से ४ मील दक्षिण । 

२. छत्न० पृ० ८९; पन्ना० ६६। छत्नसाल के इस पत्र के अनुसार मऊ के इन निकट- 
बर्त्तो भागों को आय १२९ लाख (ससवत दाम) थी, जो अविश्वसनोय है । छत्नसाल के 
वे सभी पत्र, जिनमें उनके इन प्रारम्भिक सधषों का उल्लेंख है, घटनाओी के ५०-६० वर्ष 
बाद उनके पुत्र जगतराज के आग्रह पर उसी को लिखें गये हे! तब छत्नसाल की स्मृति इन 
धठनाओ के सबंध में क्षोण हो चली थी जिससे इन पत्नो में दी गई संवत वर्षों में और घटनाओं 
के ऋमिक वर्णन में भूलें हो जाना स्वाभाविक ही है। इसलिए इस अध्याय में घटनाओं का 
ऋम छत्र प्रकाश के अनुप्तार ही रखा गया है । फही कहाँ समकालीन मुग़ल मखबारो और 
फारसी के ग्रयो की सूचना के आधार पर उसमें आवश्यक परिवततेन भी किये गये है । 

३. छत्र ०१० ६५१ ६ृप्त समय घें ये रो का मुख्य स्थान सहरा ही था, जहाँ चपतराय 
ने शरण ली थी। यहीं घंधेरों ने उनके साथ विश्वासघात किया या । अत यह आक्रमण 
सहरा पर ही किया गया होगा । 

गोरेलाल (प० १८३) के अनुपार कुवरसेन के नेतृ व में घें ये रो ने छत्रसाल का सामना 
किया था। उसी के भाई हिरदेशाह की कन्या दानकुंवर का विवाह छन्नसाल के साथ 
किया गया था । 


४२ महाराजा छत्रपाल बुंदेला 


ने बुरे नो का सामना करने की पूरी तैपारियाँ कर ली थी। इपर केशरीसिह घें ऐररा भी अपनी 
सैन्य सहित छत्रसाल के साथ हो गया |” बुँदेले अव सिरोज के निकट आ पहुँचे । हाशिम 
और आननन्‍्दराय ने वाहर निकल कर उनका सामना किया। युद्ध में हाशिम के लगभग 
५० सैनिक मारे गये । वृँदेलो के वेगपूर्ण आक्रमण को मुसलमान न सभाल सके और परा- 
जित होकर उन्हे सिरोज के भीतर शरण लेनी पडी ।५ सिरोज के घेरे में व्यर्थ समय नप्ट 
न कर छत्रमाल निकटवर्त्ती गाँतो की लूट-पाट करते हुए ओडेर ६ की ओर बढ़ें। ओडेर में 
जैत पटेल नामक एक स्थानीय धनिक को बुँरे नो ने पकड़कर वदी बना लिया और उससे 
एक मोटी रकम एऐंठ कर ही उसे मुक्त किया ।* छतन्रसाल ने लौटते समय पिपरहट को भी 
लूटा और वे तब धौरासागर5 में आकर रुफ़े। यहाँ एक दामाजी राय नामक जागीरदार 
कुछ गोडो सहित उनकी सेना में सम्मिलित हो गया। तदनन्तर अपनी सेना को दिश्नाम देने 
और रसद आदि का प्रवन्ध करने के लिए छत्रसाल चित्रकट चले आये।* 

कुछ समय बाद छत्रसाल ने फिर लृट-पाट आरम्भ कर दी । उनके भय से आस- 
पास के मुगत्॒ अविक्रारी आतकित हो उठे थे। धामो ॥१ ? के फीजदार खालिक ने प्रत्येक 
गांव में थाये वेठा दिये और छत्रसाल के सभावित आक्रमण का सामना करते के लिए वह 
आवश्यक सेना एकत्र करने लगा। परन्तु छत्रसाल ने धामोव्री पर सीवा आक्रमण नही किया। 
वे पथरिया** और धामोनी के निकटवर्ती प्रदेश को लूटकर सिदगव। के पहाडी इलाके की 
णोर बडे। वह खालिक की सेना से उनकी मुझमेड हो गई, जिसमें शायद छत्रसाल पराजित 
हुए और उन्हे विवश होकर मऊ वापिस लौट आना पडा ।१ ३ 

४ छतम्र)प्‌ ६५। कहा जाता हूँ कि केशरीतिह को कुवरसेन घेंथेरे ने छत्रपाल 
फी सहायताय भेजा था (मोरे० पु० १८३) । 

५ वही। 

६ ओडेर--पिरोज से २० मौल उत्तर-पूर्व । 

७ पन्ना० ६७। किंतु छत्र० (पृ० ६६) के अनुपार छत्रताल ने जब पटेल पर 
तरस स्ाकर बिना डाँड लिये ही उसे छोड दिया था। छुत्नत्ाल के उपर्थकत पत्र में दिया गया 
उल्नेय हो यहाँ अधिक सही माना गया हूं । 

८ धीौरापागर--एक धीौरीक्षागर नामक ग्राम तहसील महरोनी (जिला झाँसी ) 
के परगना मेंटोरा में है । 

€ छूत्र०7१० €६। 

१० घात्रतो--सागर से २४ मील उत्तर । 

2? पवरंया--सागर से ३० मोल पूर्व । 

१० पन्चन।० ६६ । छत्र० (पृ० ६७) के अनुपार इम युद्ध में खालिक पराजित 


प्रारम्भिक संघर्ष ४३ 


इस पराजय से छम्रसाल निरुत्साहित नहों हुए । उन्हों) पुन सैन्य संगठित कर 
घामोी के पास चन्द्रापुर) 3 को लूटा और फिर कुछ समय पश्चात्‌ मेहर+ * पर आक्रमण 
कर वहाँ के बघेला राजा से चौय और मुक्तिवन वसूल किया ।१ * इपके तुरन्त ही पश्चात्‌ 
छत्रसाल ने फिर घामोनी के निकटवर्ती प्रदेशो पर आक्रमण आरभ कर दिये | तब सत्‌ 
१६७२ ई० में ही कभी धामोनी के फौजदार खलिक से उनकी दूसरी मुठपेड रानिगिर*१ 
में हुईं। इस युद्ध में खालिक वुरी तरह पराजित हुआ। उसके निश्ञान, नगाडे, और तोें 
वुरेलो ने छीन ली किन्तु वचे-खुचे सैनिको सहित खालिक किसी प्रकार वहाँ से वच निकला। 
इस युद्ध में छत्साल भी घायल हुए। विजित प्रदेश में थात स्थायित कर वे फिर अपये सैनिक 
अड्डे मऊ को वापिस लौट आये ।१ * 

कुछ समय सेना को विश्राम देवे के पह्चात्‌ छग्ससाल किर धामोनी की ओर बढ़े । 
वासा१* के समीय वहाँ का जागी रदार केशवराय दागी बुरे नो का सामना करने आ डटा । 
केशवराय अपने असावारण ज्ञौर्थ और साहस के लिए दूर-दूर तक विख्यात था। उसने 
छत्रसाल को इस युद्ध का निपटारा आपस में युद्ग द्वारा करने को ललकारा ! छव्साल इस 
चुनौती को कैसे अस्वीकार कर सकते थे ? दोनो में मय॒कर युद्र हुआ | अन्त में छत्साल के 
बाण से आहत होकर केशवराय भूमि पर आ गिरा और छत्रसाल ने तव उसका सिर काट 


हुआ था। परन्तु छत्रप्ताल के पन्न में दिया गया उनको अपनी हार का उल्लेख अधिक सही 
प्रतीत होता है । 

१३ चद्धपुर--घामेनी से १३ मील दक्षिण पश्चिम । 

१४ मेहर--पतन्ना से ४७ मील पश्चिम-दक्षिण । 

१५ मेहर का बधेना शासक तब बालक ही था और उसकी माँ शासन की देख- 
भाल करती थो। माधर्तातह गूनर बघे ना सेना का सेनायति था। बुंदेलो ने मेहर का डुर्ग 
जीतकर माधवरस्तिहु को बन्दी बना लिया । तव बघेलो ने निरुराय होकर मुक्तिघन देकर 
मावर्जातह को मुक्त कराया और यु देलो को ३००० वाधिक नजराना देते रहने का वचन 
दिया। (गोरे० पृ० १८४) । 

१६ रानिगिर--सागर से १६ मोल दक्षिण पूर्व । 

१७ पन्नर० ६६; छ॑ंत्र० पु० €७॥ लाल कवि का यह कथन कि खालिक ने बनन्‍्दी 
होने पर ३० हजार रुपया देने का चचन देकर मुक्ति पाई, उचित नहीं जान पडता । छत्न- 
साल के पत्र (पन्न० ६६) में खालिक के वच निकलने का स्पष्ट उल्लेख है। इत्ती पन्न के 
अनुप्तार खालिक की सेना ६५००० थी और २०-२२ हजार मुसलमान तथा १५००० 
वंदेलें इस युद्ध में काम आये ये | स्पष्ट ही ये सारी संरपायें बहत ही वढा-चढ कर लिखी 
गई हैं । न्‍ 

१८ बासा--सागर से लगभग १६ मील दक्षिण पश्चिम । 


ड४ महाराजा छतन्नसाल बुदेला 


लिया !*६ अब बुँदेले पूरे वेग से दागी सैनिको पर टूट पडे और अधिकाश को तलवार के 
घाट उतार दिया। इस युद्ध में छत्रसाल के भी गहरे घाव लगे जिससे उन्हें कोई दो माह तक 
वासा में विश्वाम करना पडा । अब वासा के गावों पर भी उनका आधिपत्य सुदृढ हो 
गया १ 

छत्रसाल दुवर्प योद्धा थे और श्षत्रु का रक्‍त बहाने में किचिन्मात्र भी विचलित न 
होते अे। पर पराजित शत्रु के प्रति क्षत्रियोचित उदारता दिखाना और उसकी वीरता एव 
शौय का सम्मान करना भी वे पूरी तरह जानते थे । केशवराय की बासा वाली जागीर 
उन्होने उसके पुत्र को लौटा दी और साथ ही उसे कुछ और जागीर तया खिताब भी देकर 
सतुप्ट कर दिया ।१*१ 

छत्रसाल अब पठारी को लूटते हुए अपने मित्र बाकी खाँ के अधिकृत इलाके में पहुँचे, 
जहा उन्होने कुछ दिनो तक विश्राम किया । यही जब वह एक दिन शिकार खेलने गये, तब 
जासूसो ने सैयद बहादुर नामक एक शाही फौजदार को इसकी पूर्व सूचना दे दी । सैयद 
वहादुर ने छत्नसाल को चारो ओर से घेर लिया। पर इसी बीच में छत्रसाल के सैनिकों को 
किसी प्रकार उनकी विपत्ति कौ सूचना मिल गई और उन्होने वहा तेजी से पहुँचकर सैयद 
वहादुर को हराकर भगा दिया । इसके कुछ दिनो बाद ही छत्रसाल ने सागर पर 
अधिकार कर लिया और सात तोपो सहित अपने सैनिको को वहा नियुक्त कर वे मऊ 
लौट आये।११ 


१६ पन्ना० १६, ४३, छतन्न ० पृु० €७, €८। 

पन्ना० ४३ के अनुसार फेशवराय दागी से यह युद्ध सवत्‌ १७३२ अथवा १६७५ ई 
में हुआ था। परन्तु यह सन्‌ सवत्‌ ठीक नहीं है। धन्न० में केशवराय दागी से इस युद्ध के वाद 
ही रणदूला या रुहुल्‍ला खाँ से छम्न पाल के युद्ध का वर्णन हैं । मा० आ० (पुृ० ७६) के 
अनुपार रडुल्‍ला खाँ को अप्रैल १६७३ में ब॒ुदेलखड भेजा गया था इसलिए केशवराग से 
यह युद्ध १६७३ के पहले ही कभी होना चाहिए । 

छत्न० फे अनुपार केशवराय की मृत्यु साग के प्रहार से हुई थी। यहा छतन्नसाल के 
पत्रों के वर्णव फो ही ठोक समझा गया हू क्योकि उपर्यक्त दोनो पत्रों में जो लगभग ६ वर्ष 
के अन्तर से लिए गये हूँ केशवराय का वाण लगने से ही नीचे मिरने का उल्लेप है । 

२० पन्ना० १६, ४३। 

२१ वही। फेशवराय के इस पुत्र का नाम विक्रमाजीत था। (गोरे० पृ० १८६) । 
उसे यया छिवाब दिया गया इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हूं । पत्ना० ४३ में वासा जागीर 
पो आय ३० लास की लिखी हू। इन्हें तत्कालीन मुग़ल शासन प्रया के अनुसार दाम भी मान 
लिया जावे किर भी यह सख्या विद्यसनीय नहीं जान पडती । 

२२ वहीं, दछम्न० पृ० ६६-१००। 


प्रारम्भिक सघर्ष ४५ 


२ हहुल्‍ला खाँ का बुंदेलखंड भेजा जाना (१६७३-७५) 


छत्रसाल के इन निरन्तर आक्रमणों से धामोनी के निकटवर्ती प्रदेश से मुगल सत्ता 
लगभग उठ सी गई और वहा चारो ओर अराजकता फैल गई । घामोनी का फोजदार 
खालिक घवडा उठा। उसने वहादुर खाँ१३ के पास दूत भेजकर तुरन्त ही सहायता भेजने 
की प्रार्थना की । वहादुर खाँ इस समय सभवत सम्राट की सेवा में ही था । जब औरगजैव 
को यह सारी स्थिति ज्ञात हुई तो उसने रुहुलला खाँ को अप्रैल १६७३ में धामोनी का फ़ौजदार 
नियुक्त कर उसे छत्नताल और उत्तके भाइयो का शीघ्र दमन करने के आदेश दिये । रुहुल्ला 
खाँ के साथ अन्य २९ सरदार भी भेजें गये तथा ओरछा, दतिया एवं चेंदेरी के राजाओ और 
वुदेलखड के अन्य जमीदारों को उसकी भरपूर सहायता करने के हुक्‍म जारी किये गये ।* ४ 


रहुल्ला खाँ ने वृंदेनलखड पहुँचते ही एक वडी सेना एकत्र कर गढाकोटा*" की 

ओर कूच कर दिया १ ९ छत्नसाल इस समय गढाकोटा में ही डेरा डाले हुए थे। सायकाल 

में युद्ध प्रारम्भ हुआ और रात्रि तक चलता रहा। बुंदेलो ने अद्भुत शौर्य दिखाया । उनके 

तीज़ आक्रमणों से बाध्य होकर मुग़ल सैनिको को पीछे हटना पडा और अन्त में विवश होकर 
रुहुलला खाँ गहरी क्षति उठाकर वापिस लौट गया ।१० 


इन प्रारम्भिक सफलताओं से उत्साहित होकर छुत्रसाल ने अब अपना कार्यक्षेत्र 

२३. माचे-अप्रेल १६७३ में एरच फे फीजदार सिर्जा जान मिन्‌ की मृत्यु हो जाने 
पर घहां का मरातिव बहादुर खाँ अथवा खाँ जहाँ बहादुर को दिया गया था (मा० आा० 
पृ० ७६ और पु० ४, ११, ३८, ८८ आदि भी देखें ।) 

रेड. छुप्त> पृ० १०४; सा० आ० पृ० ७६ । छन्न-प्रकाश में रुहुल्ला खाँ के स्थान 
पर रणदूला खाँ का नाम दिया गया हूँ। नामो में यह फेर-फार भूल से हो गई होगी। (औरग० 
४ पु० ३०६ पाद टिप्पणी ) 

२५ गढाकोटा--सागर से लगभग २८ मील पूर्व । 

२६ छत्र० (पृ० १०५) और पश्ना० ४४ में दी गई सेन्य सख्याएँ (क्रमश' 
३०००० और ६५०००) बहुत ही अतिशयोक्तिपुर्ण एव सर्वया अविश्वसनीय हें । 

२७ छुत्र० पृ० १०४-१०६; पत्मना० ४५। छुत्न० में रहुल्ला खाँ के इस आक्रमण 
का वर्णन मुनव्वर खाँ से हुए युद्ध के पदचात्‌ दिया गया हैं। सा० आ० (पृ० ७६) फे अनुसार 
रहुल्ला खाँ की नियुक्ति मार्चे-अप्रेल १६७३ में हुई थी जबकि सुनव्बर खाँ को राठ महोवा 
आदि की फौजदारी नवम्बर २८, १६७७ और अप्रैल १५, १६७८ के बीच में दी गयी थी 

(मा० आ० पृ० १०१) । इसलिए रुहुल्ला स्वाँ सवधी घटनायें स्पष्टतया भुनव्वर खाँ फो 


नियुक्ति के पूर्व ही हुई होगी । अस्तु छूत्र० में दिया गया घटना-क्रम चदलना अनिवार्य हो 
गया । 


डं८ महाराजा छत्न॒माल बुंदेला 


भी उनसे सा मिले। छत्रसाल के अन्य सववी, जामशाह, पृथ्वी राज, अमर दीवान, कटेरा९ १ 
और शाहगट* * के जमीदार आदि सभी उनके साथ हो गये। इस प्रकार लाल कवि के 
अनुसार बूँदेलखड के कोई सत्तर छोटे-बडे जागीरदार और सरदार अब छत्रसाल से सहयोग 
करने लगे ।१३१ पर ओरछा, दतिया और चेंदेरी के बुंदेला राजाओं का छत्रसाल के प्रति 
रुख अब भी किचित मात्र नही वदला था। समय-समय पर वे छत्रसाल के विरुद्ध मुग़्गलो को 
नैनिक सहायता देते ही रहे । ओरछा के राजा जसवन्त्सिह ने तो सितम्बर १६७८ में 
छत्रमाल के विरुद्ध एक सैनिक अभियान का नेतृत्व भी स्वय किया ।४४ 
इधर इन सफचताओ ने छत्रसाल को और भी अधिक दूरदर्शी वना दिया था। वे 
जानते थे कि अपनी सीमित शक्ति के वल पर मुगल सम्राट्‌ की विपुल साधन सपन्न सेना से 
अधिक समय तक लोहा लेना उनके लिए सर्वेया असभव हूँ। अपने आन्तरिक शत्रुओं का भी 
उन्हें भव था। इसलिए कुछ समय के लिए इन युद्धों से विराम पाकर अपनी शक्ति को 
पुन संगठित करने का अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से सन्‌ १६७६ ई० के प्रारम्भिक महीनो 
में ही कभी छत्रसाल ने शाहज़ादा मुमदज़म को एक प्रार्थनापत्र भेजकर अपने साम्राज्य- 
विसरोधी कार्यों के लिए सम्राट से क्षमा याचना की और शाही सेना में सम्मिलित होने की 
इच्छा प्रकट की। छत्रसाल की यह प्रार्यना औरगज्ेव की सेवा में पहुँचाने का मुअज्जञम 
ने वचन दिया और छत्नसाल को एक खिलअत भेजी ।४४ लेकिन वहुत करके शाहज़ादा 
मुअज्ज़म ने उस समय छन्नसाल के लिए कोई विश्येय प्रयत्न नही किया । 
राजपूताना में तव चल रहे मुगल-राजपूत युद्ध के समय औरगजेव ने तहाव्वर खाँ को 
छत्रमाल का दमन करने के लिए वुंदेलखड में नियुक्त किया था।*६ वहाँ पहुँचते ही 
तहाव्वर खाँ ने सैन्य एकत्र कर सावर ** पर आक्रमण कर दिया । इस समय सावर में 
छम्रसाल के विवाह की हैयारियाँ हो रही थी। किन्तु वुंदेलो ने तहाव्वर खाँ का डट 


४१ दटेरा--ओरदछा से २० मोल पूर्व । 

४२ शाहगइ--छा एुर से ५० मोन दर्शिंग पश्चिम । 

ड३ छुत्र ० पृ० २१०१-२००३। 

४४८ मा० आ० पूृ० १०५, मा० उ० २ पृ० २६४। 

४५ पतन्ना० १०१ (मृअस्ज़म का छत्रसाल फो पत्र मई ६, १६७६ ) मुमरज्ञम इस 
समय दक्षिण में या । मा० आ० पु० १०१-१०५। 

४६ तहाव्वर खाँ फो यह नियुक्ति नवम्बर २६, १६७६ और अक्तूबर २४, 
१६८० के अखबारों के अनुसार सनवत १६७६ के प्रारम्भिक महोनो में हुई यी। (जय० 
जज० और० २३ (१) पृ० १२८४ और २४ (१) पृ० ७७। 

४७ सायर-ननकों में नहीं मिलता | हमीरपुर से १६ मील दक्षिण में एक सयार' 
नामर प्राम अवध्य है । 


, प्रारम्भिक संघर्ष ६ 


कर सामना किया और उनके भयकर आक्रमणो ने तहाव्वर खाँ को पीछे हटने पर विवदा 
कर दिया ।४८ 
'. तहाव्वरख्राँ और छत्रसाल के वीच दूसरा युद्ध रामनगर में हुआ । ४" मुसलमान वुंदेलो 
को कुछ विशेष क्षति न पहुँचा सके । बुँदेले उनका सावारण सा प्रतिरोध कर वीरगढ़* " 
की ओर वच कर निकल गये । चीरगढ की धाटी में मृगल चौकी के सैनिको ने बुंदेलो को 
रोकने के विफल प्रयत्न किये । बूँदेले घाटी से निकल कर पटना“ १ पर जा टूठे और उसे 
जला डाला। तहाव्वर खाँ सैन्य तेजी से बुँदेलो का पीछा करता चला आ रहा था। खुले 
युद्ध में उसे पराजित करना सभव न समझ कर छत्रसाल ने अपने सैनिकों को आस-पास के 
घने जगलो और पहाडियो में छपा दिया । एक दिन जब छत्रसाल एक पहाडी पर चढ़कर 
वहाँ के एक चौयडे की छवि निहार रहे थे तभी इसकी सूचना पाकर तहाव्कर स्राँ ने उस 
'पहाडी को आ घेरा। मुसलमान सैनिक पहाडी पर चढने लगे और छत्रसाल के तीर भी उन्हें 
नही रोक सके | किन्तु इवर बृंदेलो को मुसलमानों के इस आक्रमण की सूचना मिल गई थी, 
और वे लच्छे रावत तया वायराज परिहार के नेतृत्व में पूरी तत्परता के साथ छशन्नसाल की 
रक्षा को आ पहुँचे । उन्होने मुसलमानों को पहाडी के ऊपर न चढने देने के लिए अपने प्राणों 
की वाजी लगा दी। हरीक्ृष्ण मिश्र, नदन छिपी और कृपाराम जैसे वीर नायको ने छक्सलाल 
के लिए अपने जीवन उत्सर्ग कर दिये। पर उनका वलिदान व्यर्थ नही गया $ मुसलमानों के 
उस पहाडी पर चढने के सभी प्रयत्न विफल हुए और उघर अवसर मिलते ही छम्रसाल वर्हाँ 
से बच सिकले ।४३ 
तहाव्वर खाँ ने हमीरपुर के समीप छत्रसाल की सेना पर एक और आक्रमण किया, 
कितु उसे फिर मुह की खाकर अपनी बची-खुची सेना लेकर पीछे भागता पडा ।४ ह 
नवम्बर १६७९ के लगभग छत्रसाल और उनके भाइयो ने एरच और उसके इर्दे- 
गिर्द के गाँवो को चूटा और घरो में आग लगा दी जिससे तस्त होकर वहाँ के मुसलमान गाँवों 
से बाहर भाग गये । इसी प्रकार उन्होने पतनवारी5 * को भी लूटा। उस समय एरच और 
एप. छुम्न० पु० १०६ ॥ 
४६. पन्ना० ४७। फालिजर से दो मोल दक्षिण में एक रामनगर है । 
५४०. वीरगढ़--कालिजर से १३ मील दक्षिण-पूर्द । 
५१. पटना--एक पटना वीरगढ़ से ३ मील दक्षिण पूर्व में हैं और दूसरा बोरगढ 
से ३ मील वक्षिण में है । 
२२. पश्ना० ४७; छुम्र० पृ० ११०-११२ । 
५३ पन्ना० ४८। तहाव्वर खाँ को मार्च १६७६ में अजमेर का फौजदार नियुक्त 
कर दिया गया था। (मा० आ० यृ० १०७) । 
५ष्ट पनवारी महोवा से २४ मील उत्तर-पश्चिम में हु और एरच पनवारी से 


ल्जी 


प््० महाराजा छतन्नसाल बुंदेला 


पनवारी कफ परगनो'की सुरक्षा का भार शुभकरण*< बुंदेले के पुत्रो के एक प्रतिनिधि पर 
था। पर उसने छत्रसाल के इन आक्रमणो को रोकने का दिखावा तक नही किया और क्षपनी 
निजी सुरक्षा करने में ही लगा रहा । इसी समय छत्रसाल ने धामोनी के ग़ाँवो को भी लूटा। 
स्थानीय फौजदार सदरुद्दीन उन्हे रोकने में असफल रहा, जिसके फलस्वरूप औरणज़ेब ने 
उसका /मनसब कम कर दिया ॥४६ 


४  मुग़लू अप्लीनता और पुन युद्धारम्भ 


बूंदेलखड' क॑ मुगल फौजदारो और अन्य शाही कर्मचारियों की छत्रसाल के,विरुद्ध 
लगातार असफलताओ से औरगज़ेब बहुत ही क्षुब्ध ओर क्रोघित हो उठा। इलाहाबाद का 
सूवेदार हिम्मेत खाँ उस समय राजस्थान में गाहज़ादे अकबर के साथ था ।४ ० औरगज़ेब ने 
उसे छत्नसाल का दमन करने के लिए अपनी सूबेदारी पर वायिस आने का आदेश भेजा । 
इन्दरखी” ८ | के जमीदार पहाडसिंह गौड और ग्वालियर के सूबेदार अमानुलला खाँ को भी 
चपत के पुत्री' के विद्रोह को शीघ्र ही कुचलने के हुक्म भेजे गये ! ५ 
इन सारे मुगल सेनापतियो की इस सम्मिलित शक्ति का विरोध करने में अपनी अस- 

मर्थता की स्पष्टतया अनुभव कर छत्रसाल चिन्तित हो उठे । और तब कुछ काल के लिए 
मुगल अवीनर्ता स्वीकार करने में ही उन्होंने अपनी कुशल समझी । तहाव्वर खाँ इस समय 
राजपूताने के पास मॉडल में नियुक्त था ।१९ वहाँ सदेश भेजकर छत्रसाल ने उंसके द्वारा 
सम्राट से क्षमा याचना की | तहाव्वर खाँ के साथ वे स्वय भी फगवाल में शाही डेरो में सम्राट 
औरगजेव के सन्‍्मख, दिसम्बर १३, १६७९ को उपस्थित हुए और एक मुहर नज़र 
की ।६१ 
४९४ मोल उत्तर पश्चिम में है । 

५५ दतिया के राजा शुभकरण का वेहान्त औरगज़ेव के शासनकाल के २१वें 
वर्ष में अक्तूबर २६, १६७८ से पहिले ही हो चुका था। (मा०्उ०२,पृु०३१६)॥ 

५६ अख० १७, १८, १६ नवम्बर, १६७६, जय० अख० ओऔर० २३ (१) 
प्‌ृ० १०२, १०४, ११४। 

7७ मा० आ०,प० ११२। 

५४८ इन्दरखी--ग्वालियर से ४३ मील पूर्व । 

५६ अख० १७, १६ और २६ नवम्बर, १६७६, जय० अख० और० २३ (१) 
पृ० १०२, ११३, १२८ । 

६० सा० आ०, प्‌० २११२ ॥ 

६१ जय० अप़० और० २३ (१) पृ० १८६५ । फगवाल या भगवाल अजमेर 
मोर मांडल ये बीच में स्थित योई स्थान रहा होगा । औरगज्ेव अजमेर से ३० नवम्बर 


प्रारम्भिक संघर्ष ५१ 


परन्तु वहाँ से वापिस वृदेलखड लौटते ही छत्रसाल ने फिर कालपी के पास लूट-पाट 
आरम्म कर दी। तब अब्दुस समद नामक एक शाही अधिकारी ने, जो वही कही नियुक्त 
था, एक सेना लेकर गादीपुर ६? के निकट बुँदेलो का सामता किया और उन्हें पराजित कर 
भंगा दिया । छत्रसाल का भाई अगद माहत हुआ और वह अपनी बची-खुची सेना के साथ 
युद्धक्षेत्र से माग निकला । अब्दुस समद की इस सफलता से प्रसन्न होकर सम्राट ने उसके 
भनसब में १०० जात, और १०० सवारो की वृद्धि कर दी ।६३ 
परन्तु इस पराजय का छत्रसाल पर कोई विशेष प्रभाव नही पडा और विभिन्न मुगल 
थानो पर उनके आक्रमण ययावत्र ही जारी रहे | तव फरवरी २६, १६८० को सिरोज के 
आस-पास के परगनों के फ़ौजदार रणहृल्हा खाँ, नरवर के फॉजदार हिफज़ुल्ला खाँ और 
पहाडसिंह गौड को चपत के पुत्रो' का शीघ्य दमन करने के शाही आदेश दिये गये । ६ * 
सभवत इन्हीं आदेशो की सूचना पाकर छत्साल फिर कुछ समय के लिए निश्चेष्ट से हो 
गये। अगद ने भी खाँजहाँवहादुर की सेना में शामिल होने की इच्छा प्रकट की ।९९ पर एक 
महीना भी न बीत पाया था कि छत्रसाल ने फिर अपने आक्रमण आरम्भ कर दिये। शेख 
अनवर नामक एक गाही पदाधिकारी ने खैरायढ ६९ के निकट वृदेलो से टक्कर ली जिसमें 
वह बुरी तरह पराजित हुआ और भागने का प्रयत्त करते समय बुंदेलों के हाथ वन्दी हो 
गया। शेख अनवर ने तब छत्रसाल को दो लाख रुपये देकर अपनी मुक्ति प्राप्त की। खैरा- 
गढ़ और, निकटवर्ती परगनों पर भी छवसाल का अधिकार हो गया * ० 


गा 


चल 


१६७६ को रवाना होकर मॉडल दिसम्बर में किसी समय पहुँचा था। मॉडल,में उसका 
मुकास ३ जनवरों १६८० तक रहा। (मा० आ०,पु० ११२, ११४) । फगवाल या भगवाल 
जामक स्थान नकों में नहीं दिया गया हैं । 

६२. शादोपुर--परगना सुमेरपुर तहसील और जिला हमोरपुर | 

६३. अख० २२ फरवरी, १६८०, जय० अख० और० २३ (२) पूृ० ७। 

इंड जय० अख़० औरं० २३ (२) पृ० ३५१ 

६४५- अख० ६ सार्च, १६८०, जय० अख०, और० २३ (२) पु० €६१ 

६६- खरागढ़--जबलपुर से लगभग १३० मील दक्षिण में स्थित सरागढ़ छत्नताल 
के कार्यक्षेत्र से बहुत दूर था। यह निर्दिष्ट खेरागढ़ शायद सुबा मालवा की गागरौन नामक 
सरकार का खेराबाद हो सकता हैं। (आईन० २, पृ० २२०) । जुलाई २६, १६६४६ के अख- 
बार के अनुसार गागरीन का परगना कोई सन्‌ १६७६ ई० से बंदेलो के अधिकार में था । 
(ओऔरग० ५, पू० ३६८ भी देखें ।) 

६७ पन्ना० ७६; छत्र० पू० ११८४-१२० । छत्रस्ताल के इस पत्र (पन्ना० ७६) 
के अनुसार यह युद्ध सवत्‌ १७५७ या सन्‌ १७०२ ई. में हुआ या जो विश्वसनीय नहीं है । 
इसी प्रकार शाहकुलीन से युद्ध की वर्ष भी छत्साल ने ग्रलत दी हे । उनके पत्र [पन्ना० ७६) 


५२ महाराजा छन्नसाल बुंदेला 


मौरगज़ेव ने अप्रैल, १४ १६८० ई० को धामोनी के फौजदार सदरुद्दीन को छत्रसाल 
का विद्रोह दवाने के आदेश भेजे । ५८ सदरुद्दीन ने छत्रसाल के पास दूत भेजकर उन्हे तत्काल 
ही अपने मुग़ल विरोधी कार्य त्याग कर मुग्रल अधीनता स्वीकार कर लेने का सुझाव भेजा 
और ऐसा न करने पर उनके सारे अधिकृत क्षेत्र पर भयकर आक्रमण करने की धमकी भी 
दी। लेकिन छत्रसाल ने इन धमकियो की ओर तनिक भी ध्यान नही दिया और प्रत्युत्तर में 
स्वय मीर सदरुद्दीन से भी चोथ की माँग की । सदरुद्दीन ने अब ऋुद्ध होकर स्थानीय अन्य 
मुगल फौजदारो के सैनिक एकत्र कर एक बडी सेना तैयार की । इस सेना सहित वह तेजी से 
चुपचाप चिल्गा नौरगावाद *” की ओर बढा और अचानक छत्रसाल पर जा टूटा । इस 
आक्रमण से बुंदेले पहिले तो घबडा गये, किन्तु शीघ्र ही उन्होने सुव्यवस्थित होकर शत्रु का 
सामना किया। राममणि दौवा ने मुगल सेना के हरावल पर वेग से आक्रमण किया। नारायण- 
दास, अजीत राय, वालक्ृष्ण, गगाराम चौवे और मेघराज परिहार ने वीरतापूर्वक युद्ध कर 
मुगलो को विचलित कर दिया। छत्रसाल भी इस युद्ध में घायल हुए। सदरुद्दीन के कई प्रमुख 
सेनानायक मारे गये। इनमें एक वारगीदास भी था । सदरुद्दीन स्वय वदी हो गया । 
और चोय देते पर हो उसे छुटकारा मिल सका। इसी पराजय के कारण ही सभवत 
सदस्द्वीन को धामोनी की फोजदारी से हटाकर अफ्रासियाब खाँ को वहाँ नियुक्त कर 
दिया गया ।** 

इस युद्ध के वाद छत्रसाल चित्रकूट लौट आये । यहाँ हमीद खाँ नामक एक अन्य मुग्रल 
सेनापति ने उन पर हमला किया। पर उसे पराजित होकर भाग जाना पडा ।* १ छन्नसाल ने 
अब कालपी और एरच के अन्तर्गत परगनों को लूटा और कोटरा ४९ पर घेरा डाल दिया । 


के अनुसार शाहकुलीन फे साथ उनका युद्ध सवत्‌ १७६ १या सन्‌ १७०४० में हुआ था,जबकि 
अखवारो में शाहकुलीन को जनवरी १६८४ ई०में ही वापिस बुला लेने का उल्लेख हूँ। छन्न० 
में अनवर खाँ के साय युद्ध का वर्णन सदरुद्दीन के युद्ध के पूर्व किया गया है । छत्न० में वणित 
सभी युद्ध लगभग १६७१ और १६८४ ई०फे बीच में हुए ये और शाहकुलीन के युद्ध का वर्णन 
इन सबके बाद में किया गया हैँ । इसलिए यहाँ छन्न० में दिया गया युद्धो का क्रम ही अपनाया 
गया है । 

६८५ जय० अख०, और० २३ (३) पृ० २०४ । 

६६ नौरगा नामक एक गाँव महोबा से ३५ मील उत्तर पश्चिम में और राठ 
से ७ मोल है । 

७० पना० ७७, छत्र० पु० १२१-१२७ , अस़्० ४ सितम्वर १६८०, जय॑० 
जस्त० और० २३ (५) पु० २१७, मा० आा० पृ० १२७। 

७१ छम्व ० पृ० १२८ । 

७२ पफोटरा--एरच से १४ मौल पूर्व । 


प्रारम्भिक संघर्ष श्र 


कोटरा के फ़ोजदार सैयद लतीफ ने डटकर बुँदेलो का सामना किया, किन्तु अन्त में उसने 
विवश होकर बुंदेलो को एक वडी रकम देकर उनसे अपना पीछा छडाया १९१ आस- 
पास के कुछ जमीदारों ने भी मिलकर छत्रसाल का मुकावला करने के भ्रयत्त किये । 
पर उन्हें मी वाघ्य होकर अन्त में छत्तसाल की अवीनता स्वीकार करनी पडी। इन 
सफलताओ से छत्रसाल का साहस हिगृणित हो गया । उन्होंने तव भेलसा” ४ के प्रदेशों पर 
भी जाक्रमण किया। अब्दुस समद उस समय शायद वहाँ का फौजदार था। वह बुंदेलो 
का प्रतिरोध करने आगे बढा परन्तु उसकी सेना अधिक समय तक दुँदेलों के सन्‍्मुख न 
ठहर सकी और उसके पैर उखड गये। तब बुदेले फिर निकटवर्ती गाँवों में लूट पाट करते 
हुए लौट आये |? * 
शाही इलाकों पर छत्रसाल के लगातार आक्रमणों से वहलोल खाँ नामक एक अन्य 

मुग्रल सेनापति का क्रोध भड़क उठा और वह नो हजार सैनिको की सेना के साथ घामोनी से 
मडिया दुह ?* की ओर वढा । मडिया दुह की गढी में वुदेलो की टुकडी का नायक जगत- 
सिह वृंदेला था। जब मुसलमान मडियादुह से लगभग ८ मील पर थे, तव जगतसिह के नेतृत्व 
में बुँदेलों ने उव पर अचानक छापा मारकर लगभग ४० सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार 
दिया। पर बहलोल खाँ आगे वढता ही गया । जगतर्सिह्‌ और उसके सैनिको ने जमकर मुगल 
सेना का सामना किया। वहलोल खाँ सात दिन तक घेरा डाले पडा रहा । फिर भी उसे तनिक 
भी सफलता नही मिली और अन्त में उसने घेरा उठा लिया। परन्तु वह बुंदेलो को यो 
आसानी से छोडने वाला न था। उसने अब राजगढ*" पर आक्रमण कर उसका घेरा 
डाला । राजगढ़ पर हुए इस आक्रमण के समाचार सुनकर छत्रसाल तुरत ही एक सेना 

७३ छत्नताल के एक पत्र (पन्ना० ७७) के अनुसार लतीफ ने चार महीने तक युद्ध 
किया ओर अन्त में वह मारा गया। पर छत्न ० (पु० १२८) के अनुसार उसने सिर्फ दो माह 
युद्ध किया और अन्त में रुपया देकर बुंदेलों को लौटा दिया। दोनो ही उल्लेखों में लतीफ के 
विरोध के समय को यढ्-चढ़ा कर कहा गया है। छत्न० में लतीफ की मृत्यु का कोई उल्लेख 
नहों हैं । इस युद्ध के पश्चात्‌ बुंदेलो को रुपया देकर उसके शेर अफग्नन को मुफ्त कराने का 
विवरण छत्र० (पृ० १४६) में मिलता हैँ, अत*' इस समय समद लतीफ की मृत्यु फा जो 
उल्लेख छत्रसाल ने किया है, वह ठीक नहों जान पडता । 

७४- भेलसा--भोपाल से ३० मोल उत्तर-पूर्व । 

७४. पन्चा० ७५, ७६; छत्र० पृ० १श८-१३७१ 

७६. सडियादुह--नकशे में नहों दिया गया है । एक मनियागढ़ राजगढ से ल़गमग 
२ मील दक्षिण में हूं । मडियादुह के घेरे के वाद बहुलोल खाँ ने राजगठ पर आकऋरमण किया 
था, इसलिए सभव हो सकता हे कि मडियादुह वास्तव में मनियागढ़ ही हो । 

७७. राजयगढ--पन्ना से १४ मील पश्चिम | 


पड महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


लेकर घिरे हुए बुंदेलों कीं सहायतार्थ आ पहुँचे । वुंदेलो ने वहलोल खाँ की सेना को आगे 
और पीछे में घेर लिया था । वबहलोल खाँ अब वहाँ अधिक समय तक न ठहर सका। उसके 
हरावल का सेनापति मारा गया और उसके अपने हाथी को लेकर उसका महँख़त भी माग 
निकला। त॑व भी वहलोल खाँ ने तीन दिन तक बुंदेलो का सामना किया। चोथे दिन वह 
अपनी वची-खुची सेना लेकर घामोनी लौट गया । इस युद्ध में बहलोल को कई धाव लगे 
थ्रे जिनके कारण शीघ्य ही धामोनी में उसकी मृत्यु हो गई।”८ बहलोल खाँ से इस युद्ध 
के पदचात्‌ ही नवम्वर १६८० के अन्त में छत्बनसाल ने खिमलासा"* और गिरधल्लाः" 
को लूटा ।7* 


५ फुछ समय के लिए फिर शाही सेना में 

घामोनी का नया फौजदार अफ्रासियाव खाँ भी छत्रसाल के विरुद्ध कोई महत्त्वपूर्ण 
सफलता प्राप्त नही कर सका । इसलिए फरवरी १६८१ के लगभग उसे वापस दरबार में 
बुला लिया गया और घामोनी की फौजदारी अब इखलास खाँ को दे दी गयी। अपनी 
चतुराई और सैन्य शक्ति के प्रदर्शन द्वारा इसलास खाँ ने कुछ समय के लिए ही क्यो न हो, 
खुन्नसाल को मुगल अधीनता स्वीकार करने को बाध्य कर दिया। अगस्त १६८१ में छु्नसाल 
फिर दक्षिण में मुगल सेना में सम्मिलित हो गये थे और उन्हे खोला नामक धामोनी का एक 
परगना भी ६०० पैदल और ५०० सवार रखने की शर्ते पर दिया गया था ।7* 

किन्तु कुछ समय वाद छत्रसाल ने फिर बुंदेलखड में लौटते ही मुगलो से शत्रुता ठान 
ली। जसो5३ ओर सुहावलः४ को लूटकर उन्होने वहाँ आग लगा दी । कुटरो को भी लूटने 
के पश्चात्‌ छतसाल ने मार्च १६८२ के अन्त में परगना महोबा पर आक्रमण किया । 
मौवा5* को बुँद्रेलो की दया पर छोडकर वहाँ के आमिल ने भयातुर होकर महोवा के किले 


७८०» छुम्० पु० १३८-१४०, पतन्ना० ७६ ॥ 
७९ खिमलासा--ललितपुर से ३२ मील दक्षिण । 
' ८०. गरिरघल्ला--एक गरहोला (गढोला) खिमलासा से १२ मोल दक्षिण में 
है । गिरघल्ला नामक फोई स्थान मानचित्र में नहीं मिलता । 
८१ अप० १५ दिसम्बर १६८०, जय० अख० मौर० २४ (१), 
पु० १५३ । 
८प२रे अख० २० अगस्त १६८१, रायल० अख़० और० २०, २४-२५, प० 
१२१, मा० आ० पृ० १२७। ह 
/* ८३ जसो--पन्ना से २५ मील पूर्व । 
८४ ' सुहावल--जमो से १७ मील उत्तर पूर्व । 
८५ मौघा--महोवा से १२ मील उत्तर-पश्चिम 


प्रारम्भिक संघर्ष छू 


में शरण ली । छत्रसाल मौधा को लूटकर सिहुंडा5 ५ को ओर वढ़े । इस समग्र सिहुंडा दिलेश 
खाँ के प्रतिनिधि मुराद खाँ के अधिकार में था। मुराद खाँ ते अपने अवीन प्रदेश की लूट- 
पाट रोकने के लिए बूँदेलों का सामना किया, परन्तु वह मारा गया और चुंदेलो ने सिहुंडा 
तथा समीप के गाँवों की मनमावी लूट की ॥55 
कुछ ही दिनो बाद छत्रसाल ने फिर धामोनी के आस-पास आक्रमण प्रारम्भ कर 
दिये। वहाँ के फौजदार इखलास खाँ ने बुँदेलो से गढाकोटा 5८ में युद्ध किया। इस युद्ध में 
इखलासखाँ मारा गया और गढाकोटा के किले पर छत्रसाल का अधिकार हो गया। 
इस किले को अपना मुख्य केच्ध बनाकर वे अव अक्सर घामोतनी के प्रदेशों पर आक्रमण 
करने लगे ।८६ 
इखलास खाँ की मृत्यु होने पर शमशेर खाँ को बामोनी का फौजदार नियुक्त किया 
गया। किन्तु शमशेर खाँ सितम्बर १६८२ में ही घामोनी पहुँच सका | इस बीच में घामोनी 
पर छत्नसाल के आक्रमण वराबर होते रहे । जून १६८२ के आरम्भ में छत्वसाल ने धामोनी 
के इलाको पर वडे वेग से आक्रमण किया। नये फंजदार शमशेर खाँ की अनुपस्थिति मे वहाँ 
के वाकियानवीस मुहम्मद काज़िम ने बुंदेलो का सफलतापूर्वक सामना किया जौर एक युद्ध में 
उसने वृंदेलो को पराजित कर पीछे खदेड दिया । छत्रसाल युद्ध में आहत हुए और उन्हे पीछे 
लौटने को वाघ्य होता पडा ।£ * 
बामोनी के वाकियानवीस काज़िम द्वारा पराजित होने पर भी घामोत्री पर छत्नसाल 
के आक्रमण यथावत ही चलते रहें। रानगढ* *, नरसिंहगढ" ? आदि पर भी बुंदेलो का 
अधिकार हो गया और वे अब घधामोनी के निकट के प्रदेश को भी त्रस्त करने लगे। 
धामोनी के किले को जीतने के लिए छत्रसाल अब अधिक प्रयतलशील ही उठे थे । पर मृहम्मद्र 
काजिम ने भी साहस न छोडा । वह वुदेलों का सामना करने के लिए तैयारियाँ करता रहा 
८ ६ सिह्ठेंडा--वादा से १२ मील दक्षिण 
प७ अख० १२ अप्रैल १६८२, जय० गख्र० औौरं० २५, पृ० २३४; पन्चा० 
७६, छुत्र० पृ० १४१-१४३। 
८८ गढ़ाकोटा---सागर से २८ मील पूर्व । 
८९६ अख० १० जुलाई १६८२ और २८ जनवरी १६८३; जय० गख० और० 
२४ पृ० ४४६ और २६ (२) पृ० १७३। 
६०. अख० १० जुलाई, २, ५, १२ सितम्वर और २० जून १६८२, जय० अख़० 
और० २४, पृ० ४००, ४४६ तथा २६ (१), पृ० ३२, ३३, ५५, ६५५ 
£?१ रानगढ़--वादा से १८ मील दक्षिण । 


_. ६२: नरसिहगढ--संमबत नरसिहपुर जो रानगढ़ से लगभग १० सील दक्षिण 
में है।, 


घर महाराजा छत्रसाल बुँदेला 


और आवश्यक अस्त्र तथा युद्ध सामग्री खरीदने के लिए उसने चार हजार रुपये में अपने निजी 
आभूषण तर्क धवक रख दिये । इस प्रकार काज़िम ने अपनी शक्ति बढाकर बुंदेलो को घामोनी 
नगर में घुसने नही दिया और किले पर अधिकार करने के उनके कई प्रयत्नो को भी विफल 
कर दिया । इन छटपुट बुद्धो में काज़िम के कोई १४० सैनिक काम आये ।* 3 
इसी समय लगभग जुलाई १६८२ में छत्रसाल ने कालिजर** के समीप के गाँवों 
और कस्बो पर आक्रमण किया। कालिजर का किलेदार मुहम्मद अफज़ल बुंदेलो को निकालने 
के लिए अपनी सेना सहित आगे वढा | युद्ध में बुँंदेलों के तीन नायक काम आये। मुहम्मद 
अफज़ल के भी दो सरदार मारे गये । अन्त में बृदेलो को अपने प्रदेश से निकाल कर अफजल 
ने वहाँ शाति स्थापित की। उसकी इस सफलता से प्रसन्न होकर सम्राट ने अगस्त ५, १६८२ 
को उसके मनसव॑ में १०० घुडसवार और वढा दिये 5” अब अगस्त ६, १६८२ के दिन 
वसालत खाँ को एरच ओर पनवारी का फौजदार वनाकर अजमेर से वुंदेलखड भेजा गया 
और उसे छत्साल एवं उनके भाईयो का दमन कठो रता से करने के आदेश दिये गये । ५ * इसी 
बीच में छत्रसाल ने पित्तिहगढ5”" (परगना नसरतगढ) के जमीदार कल्याण गौतम के 
साथ मिलकर गुना*८ पर अधिकार कर लिया। फिर उन्होने दमोह*< के किले का घेरा 
डाला । इस आक्रमण में चपतराय के भतीजे जगतमिह को घाव लगे। घोर युद्ध के पश्चात्‌ 
दमोह के किले पर बुंदेलों का अधिकार हो गया और छत्रसाल ने अपने एक विश्वसनीय 
अनुचर को वहाँ का किलेदार नियुक्त कर दिया । जब औरगज्ेव को ये समाचार ज्ञात हुए 
तो उसने धामोनी के तव ही नियुक्त फौजदार शमणेर खाँ को आदेश भेजे कि वह जल्दी ही 
अपना नया पद सभाल कर विद्रोहियों को कुचलने के लिए प्रयत्नशील हो । शमशेर खाँ अब 
तेजी से १५०० घुडमवार और २००० पैदल सेना लेकर ग्वालियर सिरोज होता हुआ 
चामोनी आ पहुँचा ।१९ ९ 

६३ अख० १० जुलाई १६८२, जय० अख० ओऔर० २५, पृ० ४४६ ॥ 

६४ कालिजर---वादा से ३३ मील दक्षिण । 

६५ जय० अख० ओऔर० २४, पृ० ५१५। 

€६ वही, पु० श४४ । 

६७ पित्तिहगढ--नभवत पयरगट जो गुना से २५ मोल दक्षिण पूर्व और घामोनी 
से ६ मोल पृव॑ में है । 

६८ गुना--धामोनी से २० मौल उत्तर पश्चिम । 

६६ दमोह--सागर से ४६ मोल पूर्व । दमोह का किला एक बार पहले भो चुंदेलो 
दे हाथ में आ गया था और तब इसलास सा ने बदेलो को निकाल कर पुन अपना अधिकार 
स्थापित क्या या। (जय० अस० और० २६ (१), पु० ३२, ३३) । 

१०० अस० २ और एूए सितम्बर १६८२, जय० अख० मौर० २६ (१), 


प्रारम्भिक संघर्ष प्र 


इन लैंगातार युद्धो में छत्तसाल की भी कम सैनिक क्षति नही हुई थी। उन्हे फिर से 
सैन्य सगठित करने के लिए शाति की आवश्यकता अनुमव होने लगी। अत छत्रसाल ने एक 
वार फिर मुग्रल अधीनता स्वीकार कर ली और दक्षिण जाकर वे खाँ जहाँ के अधीन शाही 
सेना में सम्मिलित हो गये | अक्तूबर ३०, १६८२ को वे शाही दरार में उपस्थित हुए 
और उन्होने सम्नाट को अठारह अशर्फियाँ नजर की। दूसरे दिन उनके पहिले वाले २४० 
सवार के मनसव में २० सवार और बढा दिये गये । इस वार छत्रसाल दो माह से भी अधिक्त 
दक्षिण में खाँ जहाँ की सेना में रहे । उनके मनसव में दो बार और वृद्धि हुई। पहिले उनका 
मनसव ५ सदी जात और ४०० सवार का कर दिया गया, और फिर उनकी प्रार्थना पर 
दिसम्बर १७, १६८२ को उसमें ५० सवार और बढा दिये गये ।१ ? + 

इधर बुंदेलखड में छत्रसाल की अनुपस्थिति से अवसर पाकर घामोनी का फौजदार 
अमशेर खाँ निकठवर्ती प्रदेशों को बुंदेलो के चगुल से मुक्त करने के लिए और भी अधिक 
प्रयत्नशील हो उठा। वह सैन्य गढाकोदा की ओर बढा और घोर युद्ध के पश्चात्‌ उसने 
बुंदेलो को वहाँ से निकाल कर उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इस युद्ध में शमशेर खाँ 
के १०० घुडसवार काम आये । शमशेर खाँ ने तव गढाकोटा के आस पास के गाँवों से भी 
बुंदेलो को निकाल बाहर कर उनमें अपने थाने वैठाये । अब उसने छुतरगढ के किले पर आक्र- 
मण किया। इस किले को छत्नसाल ने वनवाया था| छतरगढ के घेरे में २०० दुँदेले मारे गये 
और ६० मुग्रल सैनिक खेत रहे । अन्त में छृतरगढ के किले पर भी शमणेर खाँ का अधिकार 
हो गया और बूँदेलो के उत्पात लगभग बन्द से हो गये ।१* ९ 

परन्तु उपर्यंक्त घटनाओ के कुछ समय पश्चात्‌ ही छत्नसाल दक्षिण से वापस लौटकर 
बुँदेलखड पहुँच गये जिससे बुँदेलो में फिर नया उत्साह भर गया और अब दुगने जोश से 
उनके आक्रमण शाही प्रदेशों पर होने लगे | छत्रसाल के नेतृत्व में उन्होंने नलालपुर १ * 3 


प्‌ृ० ३२, ३३, ५५। 
१०१ जय० अख० और० २६ (१) १प० २१८, २२१ और ३६२१ 
इन और इनक पहिले के कुछ अखबारो से यह स्पष्ट हैं कि १६७० और १७०७ क 
बोच के वर्षो में छत्नराल कई वार शाहो सेना में सम्मिलित हुए थे। समकालीन अख़बारो 
से प्राप्त इस विश्वसनीय जानकारी के आघार पर यदुनाथ सरकार का यह कथन कि 
“छन्नसाल बुंदेला ने १६७० ओर १७०४ के बीच में कभी सम्राट ओरगर्ेव की सेवा 
स्वीकार नहीं फी” मान्य नहीं रह गया है । औरग० ५, पु० ३६१ पाद टिप्पणी १ 
१०२. अख० २८ जनवरी और ८ फरवरी १६८३; जय० अख० और० २६ 
(२) पृ० १७३ और २०१ ॥। है 
छतरगढ समवत' नोगाँव से १२ मोल दक्षिण पूर्व में स्थित छतरपुर ही रहा होगा । 
१०३ जलालपुर--वादा से २५ मील उत्तर पूर्व । 


प्र महाराजा छतम्नसाल बुंदेला 


मौचा, मट्रींघ३)* ४ आदि को लूट डाला। त़ब शेर अफग्रन*" + नामक एक स्थानीय मुग्रल 
फ्रौजद्वार ने मर्टोघ के।निकट छन्नसाल को युद्ध में हराकर पीछे खदेड दिया । शेर, अफगन 
ने व छत्साल के मुख्य सैनिक अड्डे मऊ पर भी चढाई की। किन्तु यहाँ छत्नसाल को परा- 
जित करना उतना सुगम न था। छत्रसाल ने शेर अफगन के साथ चहाँ भयकर युद्ध किया और 
उसकी सेना को तहस-नहस कर उसे बन्दी कर लिया। तब सैयद लतीफ नामक एक अन्य मुगल 
फौजदार ने चौथ और मुक्तिधन देकर उसे मुक्ति दिलायी ।१? ९ 

अब दिसम्बर १६८३ के लगभग राठ और एरच का फोजदार शाहकुलीन खाँ छत्रसाल 
का दमन करने को कटिबद्ध हुआ। वह एक बडी सेना सहित मऊ की ओर बढा। उसकी 
सेना के हरावली दस्ते की कमान एक नद नामक नायक के हाथ में थी। प्रारम्मिक 
छोटी-छोटी मुठभेडो में छत्नलाल की बडी क्षति हुई और उनके कोई ५०० सैनिक मारे 
गये। खुले मैदान में युद्ध करना घातक समझकर अब छत्रसाल ने छिपकर धोखे से शश्रु पर 
अचानक आक्रमण करने आरम्भ कर दिये । इस प्रकार सात दिन तक युद्ध चलता रहा । 
एक दिन आधी रात को छत्रसाल ने अपने सैनिकों के मोर्चे आसपास की पहाडियो के 
महत्वपूर्ण स्थानो पर जमा दिये । दूसरे दिन सबेरे शाहकुलीन के सैनिक जब इन पहाडियो 
पर चढने लगे और वे लगभग आधी चढाई पार कर चुके, तब बूँदेली ने उन पर गोलियों 
और तीरो की तेज बौछार की जिससे उनमें से बहुत से मारे गये और अनेको घायल हुए। 
नद भी घायल होकर गिर पडा। मुगल सेना में भगदड पड गई। भागती हुई शत्रु-सेना पर 
अब बुँदेलो ने आक्रमण कर उसे पूर्णरू्प से विध्वस्त कर दिया । शाहकुलीन बदी हो गया 
और बाद में घन मिलने पर ही उसे छोडा गया । १९? दक्षिण में औरगज़ेब को जब शाह- 


१०४ मर्टोंच--मौघा से १६ मोल दक्षिण । 

१०५ शेर अफस्नन छत्० (पृ० १४६) के अनुसार तव पडवारी (तहसोल ओर 
परगना जिला जालीन ) में नियुवत था। शाहकुलोन को हटाकर जनवरी १३, १६८४ को 
शेर अफग्रन फो एरच, और राठ फा भी फीौजदार नियुक्त किये जाने का उल्लेख इसी तारीख 
के अखबार में मिलता हूं । इस पद पर वह अप्रैल २६, १६८५ तक रहा । (जय० अख० 
भोर० २७, पृ० ४६ और० २८ (२), पृ० ३२३) । 

१०६ पन्ना० ७८, छत्र० पृ० १४६-१४६। जनवरो १३, १६८४ फे अख़बार में 
एक संयद अब्दुल लतीफ का उल्लेप आया है जिसने शाहकुलीन के स्थान पर एरच और 
राठ फा फीजदार बनाये जाने फी प्रार्यना की यो। पर यह फीजदारी शेर अफगन को दे दी 
गयी यो । शोर अफगन फो मुक्ति दिलाने वाला संयद लतीफ यही अब्दुल लतोफ हो 
सकता हूँ । 

१०७ पन्ना? ७८, ७६, छतम्त० पृू० १४६-५० । छत्रसाल के पत्र (पन्ना० 
७८) ये अनुस्तार दाहकुलोन ने सवा लाख रुपया देकर मुफ्त पाई थी, जबकि छ्न० 


घरारम्भिक संघर्ष प्ह 


कुलीन की इस पराजय के समाचार विदित हुए तो उसने जनवरी १३, १६८४ को शाहकुलीन 
का मनसव कम कर उसे दरवार में वुला भेजा और शेर अफगन को एरच तथा राठ की 
फौजदारी सभालने के आदेद्य भेजे ।१ 5 


६ विद्रोह का अन्तिम चरण और अन्तत शाही मनसब की प्राप्ति 


जनवरी १६८४ से लेकर अप्रैल १६६६ के वीच के समय में छत्रसाल सवंधी इने 
गिने उल्लेख ही मुगल दरवार के अखबारो में उपलब्ध हैं । इन वर्षों में औरगज़ेव का सारा 
घ्यान दक्षिण में गोलकुडा एवं वीजापुर के राज्यो तथा मराठो की सत्ता का अत करने में 
लगा रहा और इसलिए छत्रसाल के दमन के लिये आवश्यक यत्नो में वहुत कुछ शिथिलता 
आ गई। छत्रसाल और उनके भाड़यो ने मुग़ल सम्राट फी दक्षिण में इस अत्याधिक व्यस्तता 
से लाम उठाकर निकटवर्ती शाही परगनो को उद्धवस्त कर डाला । घामोनी के आसपास 
के गाँवो को वार-वार लूटा गया और राठ,१९६ पनवारी,११९ मभुगरावली१ ९ ९ 
मुस्किरा*१९ आदि छोटे छोटे कस्वों और जागीरों पर भी छवेसाल ने अधिकार जमा 
लिया । स्थानीय मुगल फौजदार इतने आतकित हो गये थे कि अपने अतर्गत प्रदेशों को 
छत्रसाल के आक्रमणो से सुरक्षित रखने के लिये अब वे स्वय ही उन्हे चौथ देने लगे थे । 
छत्रसाल का कार्यक्षेत्र अव भेलसा और उज्जैन तक फैल गया था। उनके साथनो में भी मव 
तेजी से वृद्धि हो रही थी और लूट, चौथ तथा नजरानो द्वारा बहुत वडी घनराशि उनके 
कोपो में सचित हो गई यी । 

सन्‌ १६८४ के प्रारम्मिक महीनों में इन्दरखी का जमीदार पहाडसिह गौड विद्रोही 
हो गया। वह उस समय शाहाबाद* १३ का फौजदार था। पहाडसिंह गौड ने मालवा 
में लूटपाट आरम्भ कर दी और अक्तृवर १६८४ ई० में उज्जैन के निकट शाह्वी सेनाओ से 
एक मुठभेंड में वह मारा गया । १९४ तदनन्तर उसके पुत्र भगवतर्सिह और देवीसिह 
विद्रोही बने रहे और मुगल साम्राज्य के विरुद्ध युद्धों में वे छत्रमाल के सहयोगी वन 


(पृ० १५०) में शाहकुलीन के चौथ के अतिरिक्त केवल आठ हजार की रकम देने का 
उल्लेख है । 
१०८- जय० अछ० और० २७, पु० ४&६। 
१०६ राद--महोदा से २८ मील उत्तर पश्चिम । 
११० पनवारो--महोवा से २६ मील उत्तर पश्चिम । 
१११. मुंगावली--ललितपुर से २८ मील दक्षिण पश्चिम । 
११२. भुस्किरा--बादा से २६ मील उत्तर । 
११३. शाहाबाद--सिरोज से ६० मील उत्तर। 
'११४, मा० जा०, पृ० १६३; ओऔरंग० ५, पु० ३०३-३०८॥ 


६० महाराजा छं॑त्रसाल बुंदेला 


गये ।११५ उनकी सयुकत सेना ने कालपी के प्रदेश तक लूटपाट की । भेलसा और धामोनी 
का फीजदार पुरदिल खाँ शेर अफगन के स्थानान्तरित होने पर इस समय एरच का 
भी फोजदार था। वह पहाडसिंह गौड के लडको का सामना करने को आया। पर युद्ध में 
उसे एक गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई । पहाडसिंह गौड के लडकी और छत्रसाल ने 
मिलकर अब एरच के इलाको को भी लूट डाला । अक्तूबर १६८४ ई० में पुरदिल खाँ के 
स्थान पर गैरत खाँ नियुक्त हुआ और विद्रोहियो को शीघ्य कुचलने का उसे आदेश दिया 
गया । *१६ पहाड्सिह का एक पुत्र भगवतसिह आतरी १ १७ के पास मार्चे १६८६ ई० 
में मुगलो से युद्ध करता मारा गया । किततु उसका दूसरा पुत्र देवीसिह विद्रोही वना तब 
भी छत्रसाल के साथ सहयोग करता रहा । ११८ 
अगली कुछ वर्षो में छत्रसाल' ने अपने अधिकार क्षेत्र में निकटवर्ती प्रदेशों को भी 
हस्तगत कर अपनी शक्ति और वढाली । उन्होने राठ, पनवारी, हमीरपुर, एरच और 
धामोनी पर बार-बार आक्रमण कर वहाँ के गाँवो और कस्बो को अपने बढते हुए राज्य में 
मिला लिया । कालिजर के किले पर भी उन्होने अधिकार कर माघाता चौवे को चहाँ का 
किलेदार नियुक्त किया ।१९५ जलाई १६८८ ई० के लगभग धामोनी के फोजदार 
दिलावर खाँ ने छत्रसाल के विस्द्ध चढाई की और एक युद्ध में उन्हे पराजित भी 
किया ।१९* परन्तु इस विजय का कोई विशेष स्थायी परिणाम नही हुआ । 
अगस्त १६८८ ई० और १६६६ के बीच के वर्षा में ही कभी छुत्रसाल द्वारा घामोनी 
के किले पर आक्रमण किये जाने के विवरण छत्रसाल के पत्रों में मिलते हैं । धामोत्री पर 
अपने प्रथम आक्रमण में छत्नसाल विश्येप कुछ नही कर सके, प्रत्युत अपने बहुत से सैनिको 
की क्षत्ति उठाकर उन्हे वापस लौटना पडा | पर उसके कुछ ही समय बाद उन्होनें फिर 
थामोनी के किले को जा घेरा | घिरे हुए शाही सैनिक वडी बीरता से लडे, किन्तु इस वार 
उनकी कुछ न चली और अत में बुंदेलो ने घामोनी के किले पर अधिकार कर लिया। क़िले 
११५ ईश्वर० पू० ११६ (बी), औरग० ४५, पृ० ३०५-३०७ । 
११६ अप़० २६ अप्रेल, २४ अक्तृवर, २६ नवम्वर १६८५, जय० अज़० और० 
२८ (२),प० ३२३ और २६, पु० ३१६। 
११७ आतरो-ग्वालियर से १२ मोल दक्षिण । 
११८ ईदवर० पु० ११६ (वो), औरग ५, पु० ३०६, ३०७। 
११६ माघाता चौथे के बशजो के अधिकार में कालिजर १६वों सदी के प्रारम्भ 
सक रहा और अमी-अभो तक फालिजर के पडोस के गाँवों में उनको जागीरें थीं + 
(गोरे०, पृ० १६३, २६६-३०२, पाग्सन०, पृ० १२२) 
१२० अयस० € अगस्त १६८८, जय० अछख० और० २८-३३, प० ३७ १ 


प्रारम्भिक संघर्ष ६१ 


में सग्रहीत वहुत सी युद्ध सामग्री उनके हाथ लगी । १९९ कितु अधिक समय तक घामोनी 
का किला छत्नसाल के अधिकार में नही रह सका। सन १६६६ ई० के प्रारम्मिक महीनो 
में सैफ शिकन खाँ को घामोनी का फौजदार नियुक्त किये जाने के उल्लेख से यह स्पष्ट 
प्रतीत होता हैं कि मुगलो ने फिर इस किले पर अधिकार कर लिया था। १ १९ 

छत्रसाल की मुगल विरोधी कार्यवाहियाँ यथावत ही चलती रही ) अत' मार्चे १६६६ 
$० में राणोद*? 3 के फौजदार शेर अफगन ने उनके विरुद्ध चढाई की और छत्रसाल 
के मैनिक केन्द्र सूरजमऊ* १ * तक वह जा पहुँचा। यहाँ युद्ध में बुँदेले वुरी तरह पराजित 
हुए और छत्रसाल ने भागकर किले में शरण ली । इस विजय से शेर अफग्रन का साहस वढ 
गया | उसने मऊ के किले को घेर लिया और कुछ समय तक घेरा डाले पडा रहा । परतु 
छत्रसाल किसी प्रकार उस किले से भाग निकले । इस घेरे में शेर अफगन के ७०० सैनिक 
काम आये । इस समय शेर अफगन की सेना में ६००० घुडसवार और ८०५० पैदल सैनिक 
थे। इततने बडे सैनिक दल को बनाये रखने में शोर अफम्नन का वहुत-सा निजी द्रव्य भी व्यय 
हो गया था और आगे उन सव॒का भार उठाना उसके लिये सभव नही रह! था। इसलिये 
कुछ समय वाद विवश होकर शेर अफग़न ने घेरा उठा लिया और कस्बे को लूटकर ही 
उसे सतोय कर लेना पडा । शेर अफयन को उसकी सेवाओ के लिए एक तलवार और खिल- 
अत से पुरस्कृत किया गया एवं जीते हुए प्रदेश में उसे इटावा के फौजदार सैरन्देश खाँ के 
साथ वरावर भाग मिला । शेर अफगन के भतीजे मुहम्मद अली का मनसव भी दो सदी 
से वटाकर ढाई सदी कर दिया गया ।११५ 


१२१ पन्ना० ७२। इस पत्र के अतिशयोक्ति पुर्णं विवरण को छोडदते हुए उसमें 
उल्लिखित मुख्य घटनाक्रम को हो यहा अपनाया गया हे । 
घामोनो के फ़िले पर छुन्नताल का अधिकार कभी अधिक काल तक नहीं रहा । उस 
पर पुन' अधिकार फरने के लिये मुगल फौजदार और सेना नायक सयत्न रहते थे और इसी 
उद्देश्य से घामोनी की फीजदारी पर भी समय-समय पर नियक्तिया की जाती थीं, जिनका 
उल्लेख शाही अखबारों में मिलता हे । 
१२२ मा० आ०, पृ० २३०। 
१२३ राणोद--सिरोज से ७० मौल उत्तर | 
१२४. सूरजमऊ सभवत मऊ सहानिया--नोगाँव से ४ मील दक्षिण । 
१२५ अख० २०, २१, २५ अप्रेल १६६६, रायल० अख़० और० ४३, पृ० ५, ६, 
८+ औरग० ५,पृ० रे६८। 
खरन्देश खाँ ने इस आक्रमण में शेर अफगन की कोई सहायता नहीं की थी, अत्तएव 
उसके मनसब में से २०० ज्ञात और ३०० सवार कम कर दिये गये ॥ पर फिर भी उसे 
विज्ञित प्रदेश में से आया भाग दिया गया। 


दर महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


इन घटनाओ के कुछ ही समय वाद छत्रमुकुट नामक एक बुंदेला छत्रप्ताल का पक्ष 
छोडकर मुग्रलोसे जा मिला ।१९६ इसी वीच में शेर अफग्रन ने परगना गागरोन (मालवा) 
भी छत्रसाल के पुत्र गरीवदास से छीन लिया। छत्रसाल के अधिकार में यह परमना पिछले 
कोई २० वर्ष से श्रा। शेर अफगन को इन सफलताओं के लिए बहुत पुरस्कृत किया गया । 
उसे राणोद तथा समीप के प्रदेश का फौजदार बना दिया गया और बहत सी नकद रकम 
के साथ परगना गागरोन भी उसे दे दिया गया ।११३ ७ 
अगले वर्ष अप्रेल २४, १७०० ई० को शेर अफगन ने झुना बरना के निकट छत्रसाल पर 
आक्रमण किया। इस मुठभेड में ७०० बुँदेले मारे गये और मुगलो के भी कई सरदार काम 
आये । बुंदेलो का साहस जाता रहा और स्वय छत्रसाल भी घायल होकर भाग निकले । 
परन्तु इस युद्ध में वास्तविक विजय छत्नसाल की ही हुई । युद्ध में एक गोली लग जाने से 
शेर अफगन छत्रसाल के हाथ में पड गया और भागते समय वे उसे भी अपने साथ उठवा 
ले गये । शेर अफगन की हालत विगडती देखकर छत्नसाल ने उसके पुत्र जाफर अली को 
लिखा, “तुम्हारे पिता में बहुत ही कम जीवन शेप हैं । उसे वापिस ले जाने के लिए अपने 
सेवक भेज दो ।” पर शेर अफगन को ले जाने के लिए जाफर अली के सैनिक आये तब तक 
वह दूसरे लोक को प्रयाण कर चुका था। ९४८ 
इस घटना के कुछ ही बाद देवीसिह धंवेरा ने शाहाबाद के किले पर आ कार कर 
लिया। यह किला शेर अफगन के एक पुत्र अली कुली के अधिकार में था, पर वह तब इसे 
जोडकर कालावाग १? चला गया था । इस क़िले पर ग्वालियर के फौजदार जॉनिसार 
खाँ ने अक्तूबर १७०० ई० में फिर अधिकार कर लिया ।१३ ९ 
शेर अफगन की मृत्यु के वाद 'चपत के पुत्रों! का दमन करने का भार इटावा के 
फौजदार सैरन्देश खाँ को सौंपा गया। अप्रेल १७०१ में खेरन्देश खाँ ने कालिजर पर 
आक्रमण किया। इस किले में उस समय छत्नसाल के कुट॒ुम्बी-जन रह रहे थे। खैरन्देश खां 
१२६ अख० २८ जन १६६६, रायल० अख्र० और० ४३, पृू० ११७, औरग० 
4, प० रे६८। 
१२७ अछा० २६ जुलाई १६६६, रायल अख० और० ४३, पु० १७५, औरग० 
२, पृ० रे६प८। 


१२८ अख० १२, २१ मई १७००, रायल० अख० और० डेड, पृ० २३५, २४२१ 
औरग० ४५, पृ० ३६८-६६ । 


१२९ कालाबाग--सिरोंज से ५२ मोल उत्तर । 


१३० अछ० ११ जन, २३ अवतूबर १७००, रायल० अख़० और० ४४, पु० 
२४२, २५४, ३४३, औरग० ४, पुृ० ३६६। 


प्रारस्मिक 'संघर्ष घध्३ 


के इरादे ' कॉर्लिजर  परु अधिकार कर छत्नसाल के सवधियोकों बदी कर लेनें के थे । 
पर वह अपने प्रयत्नो में असफल रहा । इसी समय उसे धामोनी को मी फ़ोजदार बना 
दिया गया । १११ 

अकक्‍्तुबर १७०३ ई० के लगभग छत्नसाल ने नीमा जी सिंधिया को मालवा पर 
आक्रमण करने के लिए उकसाया । पर फिरोज जग ने मराठो को सिरोज के निकट परास्त 
कर दिया और इसलिए मराठो के साथ मिलकर मालवा में लूटपाट करने की छत्रसाल की 
योजनाए विफल ही रही । फिरोज़ जग की इच्छा थी कि वह स्वय छत्नसाल के विरुद्ध एक 
चढाई करे, परन्तु धामोनी के निकट मराठो से छुट पुट मुठभेडो में हुई सेनिक क्षति और 
तदनत्तर वर्षा ऋतु के समीप आ जाने के कारण वह अपने विचारो को कार्यान्वित नही 
कर सका । १३१ 

ओऔरगजेव के राज्यकाल के अतिम वर्ष में नवम्बर-दिसम्बर १७०६ ई० के लगभग 
छत्रसाल ने फिरोज़ जग के द्वारा सम्राट से क्षमा याचना कर शाही सेना में सम्मिलित होने 
की इच्छा व्यक्त की । फिरोज जग ने औरगज़ेव से आग्रह किया कि छत्रसाल को राजा की 
उपाधि और पाँच हजार का मनसव तथा उनके पुत्र हिरदेनारायण (हिरदेसाह) और 
पदम सिंह को भी उचित मनसब दिये जावे । औरगज़ेव ने फिरोज जग्र के सुझावों को 
स्वीकार कर जनवरी १, १७०७ के दिन छत्रसाल को राजा की उपाधि और चार हजार 
का मनसब प्रदान किया। उनके पुत्र हिरदेसाह और पदम सिंह को भी क्रमश १ हजार 
५ सदी जात १००० सवार और १ हजार ५ सदी जात ५०० सवार के मनसव दिये 
गये ११३३ इसी समय छत्रसाल स्वय दक्षिण गये और जथाही दरवार में पहुँचकर वे 


१३९. अस० ४ अप्रेल १७०१, रतलाम राज्यवश से सबंधित जघ० अखे० की 
जिल्द पु० ६६, मा० आ० पु० २६५ । 


१३२ भीम० २, पु० १४८ (वो), औरग० ५, पु० २३८३-८५, मालवा०, प० 
४४-६५) 


१३३. जय० अख० और० ४०-४०, पृ० १८७ तया २०-११, पृु० १३३-१३४; 
मोस० २,पृ० १५७ (बो)। 


5 


कोई सुनिश्चित आघार के अभाव में ड्‌० यदुनाथ सरकार ने छत्नसाल फे यह मनसव 
पाने का समय सन्‌ १७०५ ई० निश्चित किया था। परन्तु जनवरी १९, १७०७ के अखबार 
से अब यह ज्ञात हो गया हे कि छत्नसाल ओर उनके पुत्रों को यें मनसव उसी दिन प्रदान 
किये गये थे 


(ओरग० ५, पु० ३६६ देखें) । ः 


द्डं महाराजा छत्नसाल दुंदेला 


मौरगजेव की सेवां में उपस्थितं हुए । त्दनन्तर औरमगज़ेव की मृत्यु तक वहीं रहकर वे फिर 
स्वदेद् लौट जाये । १३२ 


सनम जनम न्‍ जनओ मनी अ-जन 3-- 


१३४ मा० उ० २, पृ० ५१२॥ छत्नसाल ने भी अपने एक पत्र (पत्ना० ५५) में 
स्दय फे सवत १७४० या सन्‌ १६८३ ई० फे कुछ आगें-पीछे दक्षिण जाने और शाही मनसव 
पाने पा उल्लेप किया है। इस पत्र में दिया गया संदत अवश्य ही गलत हे । 

मा० उ० (२, पृू० ५१२) और मा० आ० (पृ० २३८, २५६) में छत्तसाल के 
सतारा पे दुर्गाग्यक्ष बनने तथा लन्फुलला सरँ फी सेना में शामिल होने फे उल्लेख गलत है । 
यहा गलती से छत्रमाल राठौर को छत्रसाल दुंदेला समझ लिया गया है । 


छत्गसाल और ऑररंगलेब के उत्तराधिंकारीं 89: 


१. छत्रसाल और चहादुरशाह 


सम्राट औरगज़ेव की मृत्यु (फरवरी २०, १७०७) के पश्चात्‌ उसके उत्तरा- 
घिकारियो में जो सत्ता हस्तगत करने के लिए युद्ध हुए उत्तमें छुत्नताल ने किसी का भी पक्ष 
नही लिया। कितु उनके राज्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमायें सूवा मालवा के एकदम 
समीप थी । मालवा पर इस समय शाहज़ादा आजम का आधिपत्य था। वह अहमदनगर 
में अपने आपको सम्राट घोण्ति कर चुका था। इसलिए छत्रसाल ने आज़म से शत्रुता मोल 
लेना उचित न समझ उसके पक्ष का समर्यन सा करते हुए एक सदेश उसे भेजा । शाहजञादा 
आजम ने इससे प्रसन्न होकर छत्नसाल को एक फरमान भेजकर उन्हें ५ हजार जात और 
५ हजार सवार का मनसवदार वना दिया और पनवारी तथा अन्य निकटवर्ती प्रदेशों पर 
उनका आविपत्य स्वीकार कर लिया। उसने छत्रसाल को तुरत सैन्य सग्रह कर मालवा 
की ओर बढते का आदेश भी दिया । और इधर इसी आशय का एक फरमान आज़म के 
विरोबी वहादुरशाह ने भी छुत्रसाल को भेजा, जिसमें उन्हें तुरत ही अपने पुत्र को सैन्य सहित 
शाहज़ादा मुइ-जुहीन की सहायता के लिए रवाना करने के लिए कहा गया था | पर 
छत्रसाल ने शायद दोनो शाहज़ादो के आादेशो की ओर कोई घ्यान नही दिया ३९ 
जाजऊ के युद्ध (जून 5५, १७०७) के पश्चात्‌ छत्रसाल ने वहादुरशाह की अधीनता 
स्वीकार कर लेने में ही कुशल समझी और मुनीम खाँ खानखाना को मध्यस्थ बना कर 
सम्राट से क्षमा प्राप्त कर ली। वहादुरशाह ने औरमगज्ेव के समय में मिली उनकी 
जागीरो और मनसव को यथावत्‌ ही रखा और उन्हें दरवार में शीघ्र उपस्थित होने के 
भादेश भेजे । पर छत्रसाल ने किन्ही आशकाओं के कारण उनका पालन तत्काल ही नही 
किया ।* ह 
मई २०, १७०८ को सम्राट्‌ वहादुरशाह जब कामवरूश के विरुद्ध दक्षिण की ओर 
जा रहा था तव हिरदेसाह और छत्रमाल के अन्य पुत्र दरवार में उपस्थित हुए । सम्राट ने 
। 


१ पन्ना० १०२ (आज़म फा फरमान, अप्रेल १४, १७०७), पन्ना० १०व) 
(बहादुरशाह का फरमान जून ५, १७०७) । 
२ पद्मना० १०४ (वहादुरशाहू फा फरमान अक्तूबर १८, १७०७); छत्० 
० १६१। 


६६ महाराजा छतन्नसाल बुंदेला 


उन्हें उचित मनसव देकर सम्मानित किया। छत्रसाल के एक और पुत्र जगत सिंह (जगत- 
राज) ने जन २५, १७०८ को सम्राट से भेंट की। छत्रसाल के पुत्रों से भेंट कर वहादुरशाह्‌ 
बहुत प्रसन्न हुआ और छत्रमाल के प्रति उसका रहा सहा अविश्वास भी जाता रहा | इसलिए 
जुनाई २, १७०८ को उसे छत्रपाल को राजा की उयाबि देकर ५ हजार जात और ४ 
हजार का मनसव प्रदान किया । उनके पुत्रों और अन्य सत्रवियों को भी उचित मनसव 
ममेले और छद्रसाल के ज्येप्ठ पुत्र को उन्हें दरवार में लाने के लिए भेजा गया | पर छुम्रसाल 
शायद अभी भी सम्राट की ओर से शकित थे और सम्राट के सामने उपस्थित होने में उन्हें 
कुछ दु विवायें थी, इसलिए दरवार में आने का साहस उनका तव भी नही हुआ ।5 
कामत्ररुश के दमन के पश्चात्‌ जब मार्च १७१० में वहादुरशाह उत्तरी भारत को 
लौट रहा, तव छत्रसाल ने उससे भेट कर लेना ही उचित समझा | छत्रसाल के पुत्र पदम सिंह 
ने मार्च १६, १७१० को उनके शाही छावनी के समीय आ पहुचने की सूचना सम्राट को 
दी। सम्राट ने पदम सिंह को एक कलगी देकर छत्रसाल को शाही खेमो में लाने का आदेश 
दिया । २६ मार्च को जब वहादुरशाह के डे रे कालीसिंध (मालवा) पर लगे हुए ये तव छत्र- 
साल के विल्कुल समीप ही आ पहुचने की सू वना प्राप्त हुईं। वर्शी-उल-मुल्क महावत खाँ 
को छुम्रमाल की अग॒वानी के लिए भेजा गया । छत्रसाल ने दरवार में उपस्थित होकर 
सम्राट को १०० अशरफी, एक हजार रपये, ५ छोटी वदूके और एक तलवार भेंट की । 
सम्मराट ने प्रसन्न होकर उन्हें एक हाथी, तलवार और खिलअत देकर सम्मानित किया । 
कुठ ही दिनो पश्चात्‌ २ अव्रेव को छवपाल को फिर एक जडाऊ जमपर प्रदान किया गया 
और उनके ६ पुत्रों तया अन्य सवधियों को भी तलवारें और खिलअतें दी गईं। १२ अप्रेल 
को छम्रसाल ने पुन कोटा के समीय करतिया नामक स्थान पर सम्राट से मेंट की और 
१६ अशरफियाँ तथा एक छोटी वदूक नजर की । छत्रसाल शाही लश्कर के साथ ही रहे 
और २३ अप्रेल को उन्होने किर सम्राट को शाह सुलेमानी की दो तस्विया भेंट की | छश्नसाल 
की इन कई भेंटो से स्पप्ट ही है कि सम्राट बहादुरशाह उनसे मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुआ 
था। इसीलिए उत्तरी भारत की ओर इस प्रस्थान में उसने उन्हें वरावर अपने साय ही रखा । 
१४ मई के दिन छप्रमाल को एक जोडा कान की वालियाँ सम्राट की ओर से प्राप्त हुईं ।९ 
कुद ही दिनो पण्चात्‌ जब वहादुरशाह अजमेर के समीप पहुंचा तव उसे मई २०, 
१७१० को सरहिंद और थानेश्वर के पास सिखो द्वारा उपद्रव किये जाने के समाचार 
। 


डरे अख० २५ जन, १७३०८, जय० अएछ० बहादुर० २, पृ० ७६, पम्ना० १०४५ 
(फरमान, २ जुलाई १७०८), भीम० २१० १७३ (अ) , इविन० २, पृ० २२६। 

४ अख० माउं, १६, २६, अप्रेल २, २३, मई १४, १७१०, जय० अप० वहादुर० 
४, पृ० ३६, ६७, ८३, जय० अस्० ओऔर० ३-२२ (जिसमें बहाडुरशाह के भी ३-४ 
यर्यों फे मसवार है) पु० १४६, १५२, फामवर० २, पु० ३४५॥। 


छुत्रपाल और ओऔरग्ज्ञब के उत्त राविकारी ६७ 


प्राप्त हुए । शाही सेनाओ को तुरत ही उस ओर बढने के आदेद्ा दिये गये | छ्साल भी 
इन सेनाओ के साथ थे । उन्होने लोहाग७ के घेरे में भाग लिया और नववर ३०, १७१० 
को इस्लाम खाँ के साथ मुतीम खाँ खानखाना के हरावली दस्तो का नेतृत्व ग्रहण कर युद्ध में 
अपूर्व वीरता का परिचय दिया । लोहागढ के घेरे की समाप्ति पर छत्रसाल को उनकी 
वीरता के लिए एक्र कलगी प्रदान की गई।* 

लोहागढ के पतन के पश्चात्‌ छत्रसाल स्वदेश लौट आये । उनके शुभच्तिक दज्जीर 
मुनीम खाँ खानखाना की मृत्य फरवरी १६, १७११ को हो गई | सम्रट्‌ ने छत्रसाल को 
इसकी सूचना दी और उन्हें पूर्ववत ही हृपापात्र बनाये रखने के आश्वासन भी दिये। उस 
समय मालवा में विद्रोहियो के उत्पात बढ ही जा रहे थे । गगा के नेतृत्व में वे वहाँ अक्ाति 
उत्पन्न कर रहे थे । इसलिए बहादुरशाह ने छन्नसाल को उनके दमन में शाही अधिकारियो 
की सहायता करने के लिए भी लिख भेजा | सम्राट वहादुरशाह के राज्यकाल के अतिम 
समय में भी छत्नसाल के सबंध दिल्‍ली दरवार से शातिपूर्ण ही रहे ।९ 


२. छत्रसाल और फर्रसियर--मालवा में जयसिह से सहयोग 


वहादुरशाह की मृत्यु (फरवरी १७, १७१२) के पश्चात्‌ उसका ज्थेष्ठ पुत्र मुइजुद्दीन 
जहाँ गरशाह के नाम से दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा । सम्राट जहांदरशाह और छत्रसाल के 
सवबंधो के विशेष विवरण उपलब्ध नही हैं । जब झाहज़ादा एजुद्दीन को फ़ेखसियर के 
विरुद्ध इलाहाबाद की ओर भेजा जा रहा था, तव जहॉदरशाह ने छत्रसाल को एक खिलअत 
तथा कुछ घोडे मेजकर शाही लझ्कर में सम्मिलित होने के आदेश दिये थे ।* परन्तु छ्नसाल 


२ फामबर० २, १० ३५६-३२५८; पश्चा० ४१, ५६; छत्र० पृ० १६२; इद्नि० 
१, पृ० ११३-११५; मा० उ० २, पृ० ५१२।॥ छत्रसाल के पत्रो और छद्न० में छ्नसाल 
का लोहागढ़ के घेरे में भाग लेने का विवरण अत्यत ही अतिशयोवितपूर्ण होने फे कारण 
विश्वसनोय नहों है । 

६. पन्ना० १०६ (फरमान बहादुरशाह, मार्च २६, १७११); अख़० अप्रेल ८, 
१७११, जय० अख़० बहादुर० ५-६(१) प्‌ृ० १३८। 

७ अख० १८ अक्तूबर, २७ नवबर १७१२, जय० अख० जहाँदार० पृ० २८४, 
३१६। जयपघिह को लिखें गये अगस्त २७, १७१२ (जय० अख० मिश्रित (२ ) १७१२- 
१४, पृ० 5५, ८६) के एक पत्र में भी छत्रतराल जहाँदारशाहू के एक ऐसे ही आदेश का 
उल्लेख करते है, जिसमें उन्हें अपने एक पुत्र को एज्द्दीन को सहायता को भेजने फे लिए 
कहा गया था। पर २७ अगस्त भौर फिर १८ अक्तूबर के इन दोनो ही पन्नों से यह स्पप्ट 
है कि छत्रसाल जहाँदरशाह का पक्ष लेने से हिचकते थे औौर वे निष्पक्ष रह कर अपनी 
स्थिति सुरक्षित रखना चाहते थे। 


पक महाराजा छुत्रसाल बूदेला 


ने इन आदेशो की ओर बिल्कुल ही ध्यात नही दिया क्योकि उस समय दिल्‍ली की राज- 
नीतिक स्थिति डाँवाडोल थी और फर्खसियर ने भी इधर अपनी शक्ति वहुत बढा ली थी! 
राज्यलक्ष्मी किसे वरण करेगी, यह पूर्ण रूप से अनिश्चित सा था| अस्तु, छत्रसाल ने किसी 
का भी पक्ष न लेकर निरापद रहना ही अच्छा समझा | किंतु जब आगरे के युद्ध (दिसबर 
३१, १७१२) में फरखमियर ने जहाँररशाह को पराजित कर राज्यसत्ता हस्तगत कर ली, 
तब छप्रमाल ने निष्पक्ष नीति त्याग कर नये सम्राट्‌ को अपनी सेवायें अपित की जिससे 
फर्ंखसियर ने प्रसन्न होकर अग्रेल २७, १७१३ ई० के दिन छत्नसाल को ५ हजारी जात 
और ४ हजार सवार का मनसव प्रदान किया ।* जून १२, १७१३ को उन्हें फिर एक विशेष 
खिलञत, जडाऊ तलवार और हाथी देकर सम्मानित किया गया और मालवा में शाही 
अधिकारियो को श्ञाति स्थापित करने में सहयोग देने के आदेश दिये गये । मालवा में उस 
समय मराठों के आक्रमणो और अफगान विद्रोहियो के कारण अराजकता उत्पन्न हो गई 
थी ।* 

दिसवर १७१३ के मध्य में जब मालवा के नये सूब्रेदार सवाई जयसिंह उस ओर 
प्रस्थान कर रहे थे, तव ११ दिसवर को दडवाहको को छत्रसाल को इसकी सूचना देकर 
उन्हें मालवा ले जाने के लिए भेजा गया | कुछ ही समय पश्चात फरवरी १०, १७१४ को 
छत्रसाल का मनसव भी वढाकर ६ हजारी जात और ४ हजार सवार कर दिया गया ।१ ९ 
इसी बीच में (जनवरी १७१४) छत्रसाल को हुपैन अली खाँ की सेना में सम्मिलित होने के 
आदेश मित्रे "१ हुसेन अली खाँ को उस समय अजमेर की ओर अजीतसिंह राठौर के 
विरुद् भेजा जा रहा था। यह स्पप्ट नही है कि छत्रसाल हुसैन अली खाँ की सेना में सम्मि- 
लित हुए या नही, पर अग्रेल माह के अत में जब अजीतसिंह राठौर से सधि हो चुकी थी, 
तब वे मालवा में मराठो और अफगानो के विरुद्ध जयसिह से सहयोग कर रहे थे। उनके 
सम्मिलित प्रयत्नो से मराठो के मालवा में छुटपुट आक्रमण रुक गये । इस समय छत्रसाल 
मुगलसत्ता के प्रवल समर्यक वन गये थे। उनकी यह तत्कालीन साम्राज्यनिप्ठा जयसिह को 
मई, १७१४० के मब्य में लिखे गये एक पत्र में वडी ही स्पप्टता से झलकती हूँ । वे लिखते 

८ पन्ना० १०७ (अ) ॥ 

६. वही १०७ (ब)। 

१० अख० दिसवर ११, १७१३, जय० अख० फरुप० १-२ (२) पृ० २४५६ 
कामवर० २२१० ४०३॥। छत्रप्ताल फो मनसव मिलने की यह तिथि इव्िन० २, पु० २३० 
में भव से जनवरी २१, १७१४ छप गई हूँ । यह मनसव सफर ६, २ जलूस फो प्रदान 
किया गया था, जिसकी ईस्वो तिथि नई गणना के अनुप्तार फरवरी २१, १७१४ और 
पुरानी गणना के अनुसार फरवरी १०, १७१४ होगी । 

११ पन्ना० १०८ (फरमान, जनवरी २५, १७१४) । 


छुन्नसाल और गौरगज्ञेव के उत्तराधिकारी द््ह 


है, “मराठे नमंदा के इस ओर आना चाहते थे, लेकिन हमारी उपस्थिति के कारण अमी 
उसी किनारे पर ठहर गये है । जब तक हम अपनी सेनाओं द्वारा उनका मार्ग मवस्द्ध किये 
हुए है, तव तक वे नदी पार करने का साहस नही करेंगे । सम्राट के प्रताप से उन्हें पीछे 
खदेड दिया जायेगा। मैं चौकन्ना हूँ आय भी चौकस रहिए क्योकि मराठे बहुत घ॒ुर्ते और 
छली हैं ।१२ 

इस प्रकार मालवा में कुछ समय के लिए मराठो के आक्रमण तो रुक गये, परतु वहाँ 
अभी भी पूर्ण रूप से आतरिक शाति स्यापित नही हो सकी थी। अफगान और अन्य विद्रोही 
दल सम्मिलित रूप से मालवा में उपद्रव कर रहे थे। सवाई जयसिंह का ध्यान मराठो 
की ओर वेट जाने के कारण अफगानो के ये उपद्रव-अधिक गभीर रुप घारण करते जा रहे 
थे। महरौली १३ के जमीदार घनसिह ने अफगानो से मिलकर अपनी जागीरो के निकटवर्ती 
प्रदेश में उपद्रव प्रारम कर दिये थे। ओरछा के राजा उदोतर्सिह् ने धनर्तिह के उपद्रवों को 
रोकने के प्रयत्न किये । पर वह अधिक सफल न हो सका । तव उदोतर्सिह ने उसके दमन 
के लिए सहायता की प्रा्यंता की और छत्रसाल को उसकी सहायता के लिए भेजा गया । 
छत्तसाल से एक युद्ध में घनरसिह मारा यया और उसकी जायीर महरौली पर भी सभवतत 
बँदेलो ने अधिकार कर लिया ।१ 

इधर दिलेर अफगान १७१४ ई० के प्रारभ में दक्षिण पश्चिमी मालवा में फिर 
प्रवल हो उठा था। उसने मराठो से भी सवध स्थापित कर लिये थे। मराठो और अफगानो 
की सयुकत सेनायें अब होशगावाद में एकत्र हुई और नर्मदा को हडिया के पास पार कर 
उन्होंने आसपास के प्रदेश को पादाक्रात कर दिया । लगभग इसी समय (मार्च १७१४) 
धामोनी के पास भी अफगानो का उपद्रव वढ़ गया । घामोनी पर अभी छत्तरसाल का अधि- 
कार था| धामोनी का नया नायव लुत्फुल्ला खाँ नियुवत हुआ था । पर छत्रसाल ने उसे 


धामोनी पर अधिकार नही दिया। इसलिए वह भी क्रोधित होकर अपने ६ हजार सवारो 
के साथ अफगानो से जा मिला ।१४ 


१२. जय० गख० फर्हख० मिश्चित २ (१७१२-१४), पृ० २७१-२७४, रघुवीर० 
पु० ६४१ 

१३ महरोलो--समवत नहीली नामक गाँव जो चंदेरी से ११ मोल पश्चिम 
और सिरोज से ४८ मोल उत्तर पूर्व में है । 

९४ अल्० ६ मई, ५ जून, १७१४, जय० अख० फर्ख० १-२(२) पृ० ८५ और 
३(१) पू० १०४। 

१४५ अख़० मार्चं० २०, १७१५, जय० अख० फरंख० ४(१) पृ० ३६, रघबीर० 
प० ६४ ॥ छत्नसाल को घामोनी सितवर २, १७१४ ई० को दी गई थी । फरवरी १७, 
१७१५ की एक दूप्तरी सनद द्वारा भी धामोनी पर उनका अधिकार स्वीकार कर लिया 


७० महाराजा छत्रसाल बुंडेला 


अब सवाई जयसिह ने स्वय इन विद्रोहियो का दमन कर मालवा में शाति स्थापित 
करते का निग्चच किया। वे फरवरी १७१४५ के अत में उज्जैन से सारगपुर की ओर बढें 
और घामोती के सोमान्त प्रदेश से होकर मार्च ३०, १७१४ को सिरोज पहुँच गये । यहाँ 
छत्रमाल और बरु दरसचिह हाडा भी अपनी सेना सहित उनसे आ मिले । वरकदाज़ खाँ मौर 
सिरोज का फौजदार आज़मकुली खाँ पहिले ही आ चुके थे । अफगानो का पीछा करती हुईं 
शाही सेना १० अप्रेल को उनके पडाव से ४ मील पर आ पहुँची | अफगानो की सेना में 
लगमग १२००० घुडसवार थे। वे तीन भागों में विभक्त थे। स्वय दिलेर खाँ उनका नेतृत्व 
कर रहा था। इस युद्ध में अफगान बुरी तरह पराजित हो कर भाग निकले । उनके लगभग 
२,००० घुडमवार मारे गये । शाही सेक्स के भी ५०० सेनिक गरभीर रूप से घायल हुए और 
बहुत से खेत रहे । छत्रसाल का पुत्र मानसिह भी इस युद्ध में काम आया । भागते हुए अफ- 
गनतो का लगभग ८ मील तक पीछा किया गया । दूसरे दिन जयसिह ने आज़मकुली खाँ 
फो अफग्रातों का पीछा करने का जादेश दिया और वे स्वयं आलमगीर पुर लौट आये जहां 
उन्होंते अफगान उपद्रव॒कारियों के घरो को घ्वस्त कर डाला । जयसिह ने अप्रेल २८, 
१७१५ को एक वार फिर छत्रसाल और वुद्धसिंह हाडा के सहयोग से दिलेर अफग्रान को 
मंदसौर के निकट पराजित किया ।१ ६ 
जयसिंह जब अफातानों का दमन करने में व्यस्त थे तभी मराठे कान्होजी भोसले 
और दभड़े के नेतृत्व में किर नर्मदा पार कर मालवा में घुस पड़े । उन्होंते धार, माडू मौर 
उज्जैन के पास मनमानी लूटपाट कर चौथ वसूल की । लोगो ने त्रस्त होकर उज्जैन में 
शरण ली । मराठे उज्जैन से ४ मील की दूरी पर आ पहुँचे | स्थानीय जागीरदार और 
जमी दरार भयभीत होकर अपनी जागीरें छोड अन्य सुरक्षित स्थानों में भाग गये थे | कुछ 
ने अपती बचत के लिए मराठो को चौय भी दी । मराठो के इन उपद्रवों के कारण जयसिंह 
ने दिलेर अफगान की पूर्ण रुप से कुचल डालने की योजनाओ को स्थग्रित कर दिया और वे 
वेगपूर्वक १०,००० घुटमवारों को लेकर उज्जैन की ओर बढे, जहाँ वे मई २, १७१४ को आ 


गया या। (जय० अख० कहंख० ४-७, पु० ४५ ) । 

प्रारम से हो छत्रपाल घामोती प्राप्त करने के लिए लालायित थे । अब जब उन्हें 
उस पर अधधकार मिल गया था, तो वे उसे सहज ही में छोड देना नहों चाहते ये । इसीलिए 
उन्होने लु-फुन्ला साँ का विरोध किया था । 

१६ अछ० अप्रेन १०, ११, २८ गौर मई १५, १७१५ ई०, जय० अख० 
फर्देघ० ४-७ य० ११-१२, फईछ० ४(१) पृ० ११८-११६, फरंख० मिश्चित (३) 
प्‌ृ० ८५, पतन्चना० १०६ (फरमान फणप० मई १८, १७१५), रघुवोर० पृ० ६४-६५ । 
फरनान के अनुमार छत्रताल को उनकी सेवाओं के पुरस्कारस्वरूप तलवार, पिलमत 
नादि दो गई थो । 


छुम्ताल और ओऔरःे ज्षेव फे उत्तराधिकारी ७९ 


पहुचे । जयसिंह की उपस्थिति से मराठे घवडा उठे और शीघ्र से शीक्ष नर्मदा पार कर 
सुरक्षित प्रदेश में पहुँचने की चिन्ता में अपनी लूटपाट का अधिकाश भाग छोड कर भाग 
निकले | जयसिंह को जब पता चला कि मराठ विल्सुद के निकट नर्मदा को पार किया चाहते 
हैं, तो उन्होने नर्मदा के इसी पार उन्हें तहस नहस करने का निश्चय किया और वे शीघ्रता 
से अपनी सैन्यसहित बढ़ते हुए १० मई को सूर्यास्त के समय पिल्सुद पहुँच गये । छश्नसाल 
बूँदेला और बृद्धत्तिह हाडा उनके साथ ही थे। निकटवर्ती प्रदेश के जमीदार भी अपनी 
सैनिक टुकडिथों सहित उनसे आ मिले थे। मराठों से लगभग चार घटो तक भयकर युद्ध 
हुआ। जब मराठों के पर उखडने को हुए और उन पर दवाव अधिक पडा तो उन्होने पीछे 
हट कर पिल्सुद की पहाडियो में शरण ली। दूसरे दिन प्रात काल जयसिंह के सैनिको ने 
मराठो को और पीछे खदेड दिया और वे अपने घायलो तथा लूट के माल को पीछे छोड कर 
भाग निकले । जयरसिह ने इस प्रकार अप्रत्याशित सुगमता से मराठो पर विजय प्राप्त की । 
शाही सैनिको की प्रसन्नता का पार न था और वे विजयोत्सव मनाने में लग गये । छत्रसाल 
और चुद्धर्तिह हाडा भी १२ मई को प्रात काल जयर्सिह को बधाई देने आये और दोपहर तक 
उनके साथ रहे ।१ * 

जब सवाई जयसिंह मराठी को मालवा से निकालने के लिए उज्जैन की ओर वढे 
थे, तब से दिलेर अफगान के विरुद्ध सैनिक अभियान रुक से गये थे । जयसिंह के पीठ 
फेरते ही दिलेर अफग्रान ने पुन लूट खसोट प्रारम कर दी और वाबू जाट से मिल कर 
भेलसा के समीप उपद्रव आरभ कर दिये। इसलिए जयसिंह और छत्रसाल को उस ओर 
जाकर अफगानो को दमन करने के आादेश्व दिये गये। दिलेर अफग्रान इसी बीच में काला 
वाग१ ८ की ओर बढ गया था और उसके पास के इलाकों को लूट पाट कर चस्त कर रहा था। 
धामोती के समीप गढ़ बनेरा का जमीदार पृथीसिह भी विद्रोहियो से मिल गया और वे 
मिल कर शाही प्रदेशों की लूट करने लगे। जयसिह एक सेना लेकर विद्वीहियो के दमन को 
बढ़े । छत्तसाल का पुत्र हिरदेसाह और अन्य बुँदेला सामत भी उनसे आ मिले । इस सम्मि- 
लित सेना ने विद्रोहियो को पराजित कर पृथीसिंह की जागीर गढ बनेरा पर अधिकार कर 
लिया । पर पृथीरसिह वच कर भाग निकला और अफगानो से मिलकर धामीनी के प्रदेशों 
पर छुटपुट आक्रमण करता रहा जिन्हें हिरदेसाह अत में रोकने में सफल हुआ ।१ * 


१७. अख० मई १७, १८, १७१५ आदि; जय० मख० फर्रुख० ४-७, पृ० ४६, 
२२॥। रघुवीर० पृ० ६४-६७। पित्सुद महेश्वर से १६ मील पूर्व ओर नर्मदा से २ मील 
उत्तर । 

१८ फालाबाग--सिरोज से ५२ मील उत्तर। 

१६- अख० मई १५, १६, जुलाई १३, १४ १७१४५; जय० अख्० फर्रुख० 
मिश्चित ३,६१० ८५, फर्रख० ४(१) पृ० १६४; फर्देख० ४-७ पु० ६१, ६३॥। 


७२ महाराजा छत्नसाल बुदेला 


मराठो और अफगानो के विरुद्ध सवाई जयसिंह की सफलताओ ने दरबार में उनकी 
प्रतिष्ठा वहुत वढा दी थी। छत्नसाल की सेवाओ से भी फर्हखसियर बहुत प्रसन्न हुआ था, 
इसलिए सितम्बर २५, १७१५ को जयसिंह को छत्रसाल और बुद्धसिह हाडा सहित दर- 
वार में आने के सदेश भेजे गये ।१९ जयसिह के मालवा छोडते ही मराठो ने फिर आक्रमण 
आरभ कर दिये । अपनी सूत्रेदारी के अतिम भाग (मार्च १७१६-नवबर १७१७) में 
जर्यसह जाटो के विरुद्ध सैनिक अभियान में व्यस्त थे और मालवा के शासन की देखरेख 
उनका नायव रूपराम घेवई कर रहा था । उत्तरी मालवा में दिलेर खाँ और बाब्‌ जाट 
फिर सिर उठा रहे थे । उनके आतक से मार्ग अरक्षित हो गये थे और अराजकता फंल 
गई थी। अप्रेल १७१६ में छत्नसाल के पुत्र देवनारायण ने इन विद्रोहियों से मोर्चा लिया और 
वाब जाट को एक युद्ध में पराजित कर उसके तीन हाथी, दो तोपें और बहुत से घोडो तथा 
ऊँटो पर अधिकार कर लिया। इस मुठभेड में छत्रसाल का भतीजा म॒कुन्दर्सिह मारा गया । 
छतम्नसाल के एक दूसरे पुत्र पदम सिंह ने भी विद्रोहियो के सीकरी नामक गाँव पर आक्रमण 
कर उनसे दो हजार रपये वसूल किये । छत्रसाल के पुत्रो की सफलताओ से सम्राट बहुत 
प्रसत हुआ और वाबवू जाट पर विजय पाने के उपलक्ष में छत्रसाल को एक खिलञत भेजी 
गई [२१ 
छत्रसाल दिसवर १७१६ में दरवार में उपस्यित होकर सम्राट के प्रति क्ृतज्ञता- 
ज्ञापन करना चाहते ये। पर इसी समय मालवा में मराठो के आक्रमण निरतर बढते जा रहे 
थे। इसलिए छग्रसाल से अपने स्थान पर अपने पुत्र को ही दरवार में भेजने को कहा गया 
और उन्हें स्वय तुरत ही मालवा में जाकर जयसिंह के नायव रूपराम घेवई की सहायता 
करने के आदेश दिये गये । जयसिंह को भी मालवा की विगडती हुई स्थिति से अवगत 
कराया गया और उन्हें स्पराम घैवई को तत्पर तथा चौकस रहने के निर्देशन भेजने की 
सलाह दी गई । उदयपुर के राणा सग्रामसिंह और पडोस के जमीदारों को भी रूपराम की 
सहायता करने के आदेश भेजे गये ।९९ लेकिन फिर भी मराठो के आक्रमणो को रोका नही 
जा सका। यहाँ तक कि एक युद्ध में तो उन्होने रूपराम धंचई और हिम्मतर्सिह नामक एक 
अन्य उच्च घाही अधिकारी को भी वदी कर लिया जौर एक लवी रकम लेकर ही उन्हें 
छोडा। जयसिंह उस समय जाटो से युद्ध में सलस्त थे। इसलिए अमीन सा को अब मालवा 


२० पत्ना० ११० (फरमान, जन १०, १७१५), अस़्र० सितवर २५, १७१५ 
णजय० अप्० फर्टय० मिश्विर ३, पृ० १२३॥ 

२१ अल्श० अप्रेच १३, जत २३, १७१५, जय० अस्तन० फरंख० ५(२) पृ० 
१६२-१६४, २२८, रघुयीर० पु० ६८, ६६, इविन० १, पृ० ३ २४-२७ । 

२२ पत्ना० १११ (फरमान, मितयरर १२, १७१६) , अख० अवतूबर ६, १७१६; 
जय० सप० फॉप० मिश्चवित (३) 4० २२७-१२८। 


छुत्रताल और औरगज्ञेव के उत्तराधिकारों ७३ 


का सूत्रेदार नियक्त किया गया और उसे प्रान्त में भीघ्यातिशीघ्य श्ञाति स्थापित करने के 
आदेश दिये गये । अमीन खाँ तुरत ही मालवा आ पहुँचा और उसने मराठो को रोकने की 
तैयारियाँ शीघ्रता से आरभ कर दी । मराठो ने जब मार्च १७१८ में सता के नेतृत्व में 
मालवा पर आक्रमण किया तब अमीन खाँ ने उन्हें वुरी तरह पराजित कर पीछे खदेड 
दिया और मालवा में झाति स्थापित की । मार्च १७१७ और जनवरी १७१५८ के वीच में 
छत्रसाल वराबर शाही 'सेनानायको को दिलेर अफगान, जगरूप और गजसिंह आदि 
बागियो के दमन में योग देते रहे ।१ ३ 

फर्खखसियर के सम्राट बनने के कुछ समय पश्चात से ही सैयद भाइयों से उसके 
सबब विगउते जा रहे थे । फरेजसियर छुत्े-छुपे जैसे भी हो सके उनके प्रभाव से मृकत 
होने की चेप्टा कर रहा था । पर अत में वह असफल हुआ और सैयद माइयो ने कुद्ध होकर 
उसे फरवरी १८, १७१६ को पदच्युत कर दिया। 


३े. छत्रसाल गौर मुश्म्मदशाह 


रफीउद्दारजात और रफीउद्दौला दोनों के लगमंग ७ माह के अल्प शासन के 
पश्चात्‌ सैयद माइयो ने मुहम्मदशाह को सितवर १८, १७१६ को दिल्‍ली का सम्राट 
घोषित किया | फंखमसियर का पदच्युत होकर मुहम्मदण्माह का सम्राट वनना सवाई जयमसिंह 
और उनके सहायको वुद्वरसिह हाडा तथा इलाहाबाद के सूत्रेदार छवीलेराम को अच्छा 
नही लगा । उनका उत्यान फईखसियर के राज्य काल में ही उनी की कृपा से हुआ था । 
अस्तु उनका अग्रमन्न होना स्वाभाविक ही था। छत्रसाल मालवा के युद्धों में जयसिह 
ओर बुद्धसिह हाडा के संपर्क में आये थे और विशेषकर जयसिंह की योग्यताओं से बहुत 
ही प्रभावित हुए थे। वे जयसिंह के अब कट्टर समर्थक वन गये थे । और फिर फर्रुखसियर 
के काल में उनके भी मनसव और जागीरों में वृद्धि हुई थी, इसलिए यह स्पप्ट ही था कि 
छम्तसाल की सहानुभृति फररेखसियर और सवाई जयसिंह की ओर ही थी । मस्यत इसी 
कारण से सम्राट मुहम्मदणाह्‌ और छत्रसाल में अधिक समय तक अच्छे संवध रहना 
असमव सा ही था ।* 5 

सम्राट मुहम्मदगाह के राज्य काल के पारभ में ही वदी के वद्धसिह हाडा और 
इलाहाबाद के सूतेदार छवीलेराम को सैयद भाइयों ने अपने विरुद्ध होने के कारण विद्रोही 
घोषित कर दिया और उनके दमन के लिए नववर, १७१६ में घाही सेनाएँ भेजी । वुद्धसिह 


२३. अख० मार्च ६, सितवर २५, १७१७; १३७ जनवरी १७१८, जय० अख० 
फहईफ० ६(१) पृ० १११-११२, २६२, फर्ख० ६(२) पृ० २२७-२१८, रघुवीर० 
पु० ६६-७२। 

रेड इजिन० १, पूृ० ४०८, इविन० २, पू० ५, ६। 


७४ महाराजा छत्रप्ताल बुंदेला 


हाडा ने छत्रसाल को शाही सेनाओ का मार्ग रोक कर उन्हें इलाहाबाद की ओर बढने से 
रोकने और मालवा की सीमाओ पर अज्ञाति उत्पन्न करने के लिए उकसाया । फल- 
स्वरूप छत्रसाल के एक पुत्र जयचद ने रामगढ*० के किले पर अधिकार कर लिया । उनके 
एक दूसरे नायक सभवत पुत्र भगवतर्सिह ने इलाहाबाद की ओर बढती हुई दिलेर खाँ तथा 
अव्दुन्नत्री की सेनाओ को रोकने के निष्फल प्रयत्न किये और वह स्वय एक मुठभेड में मारा 
गया ।१ ९ यह तो स्पष्ट ही हैँ कि छत्रसाल के पुत्रो ने यह उपद्रव अपने पिता के सकेत पर 
ही किये होगे, पर छत्रसाल ने ऊपर से मुहम्मदशाह से भी अच्छे सबंध बनाये रखने के प्रयत्न 
किये । यहाँ तक कि सम्राट के आदेश पर उन्होने अपने पुत्र पदम सिंह को नवबर, १७१६ 
में शाही सेनाओ के साथ मराठो से युद्ध करने दक्षिण भेजा । पदम सिंह माचे, १७२० ई० 
तक दक्षिग में रहा, जहाँ उसने अपूर्वे वीरता और साहस का परिचय देकर सम्राट की 
प्रशसा के साथ-माय जागीरें भी उपाजित की । छत्रसाल ने मुहम्मदशाह के सिहासनारूढ 
होने पर बधाई का सदेश भेजकर अपनी सेवाएँ भी अपित की थी और उन्हें सम्राट की ओर 
से अप्रेल २९, १७२० को एक जडाऊ जमबर (छोटी कटार) और एक हाथी प्रदान किये 
गये थे । पर छुत्रमाल और मुहम्मदशाह के ये शातिपूर्ण सबंध अधिक समय तक स्थिर न 
रह सके जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे ।९० 


२५ रामगढ--सिरोज से ६० मोल उत्तर। 

२६ इविन० २, पृ० १०, ११, १८, मालवा० पृ० १३४। 

गोरे० (पृ० २३१ पाद टिप्पणी) के अनुमार छुत्रपाल के पुत्रो में से दो के नाम 
रापचद और भगवत्राय थे। जपचद भमौर भगवर्तातह दोनो ही इन नामों से मिलतें- 
जुलते से है । 

२७ पन्ना० ६, १०, ११, १२, १३, १४ और पन्ना० ११२ (फरमान, अप्रैल 
२६, १७२०) । 

छप्र पाल ने जगतराज को लिखे एक पत्र (पन्ना० ८३) में भी महम्मदशाह से 
अपनी भेंट और पिलअत पाने का उल्लेस फ्या है । 


५: 


बंगश-डुँद्ेला युद्ध 


१, मुहम्मद खाँ बगश फा प्रार-भिक जीदन 


मुहम्मद खाँ बगश करलानी काग्रद्माई नामक पठान जाति का था। यह जाति 
कोहाट के इदं गिर्द के प्रदेश में वसी थी। इस पहाडी इनाके को बगश भी कहते थे। इसलिए 
यहाँ बसे हुए पठानो को बगश कहा जाने लगा था । इन पठानों के बहुत से कुटुम्ब जीविका 
की खोज में दीआव में आकर मऊ रशीदाबाद * के आसपास बस गये थे। मुहम्मद खाँ 
बगश का पिता मलिक ऐव खाँ औरणज़ेव के राज्यकाल में मऊ रणीदाबाद चला आया था | 
उसके हिम्मत खाँ और मुहम्मद खाँ नामक दो पुत्र थे। ऐव खाँ की मुत्यु के पदचात्‌ हिम्मत 
खाँ दक्षिण में जाकर मुगल सेना में भर्ती हो गया और वही किसी युद्ध में मारा गया । मुहम्मद 
खाँ १६८५ ई० के लगभग २१ वर्ष की आयु में यासीन खाँ वगश के गिरोह में शामिल हो 
गया। यासीन खाँ उस समय मऊ रशीदाबाद के पठानो के सबसे दु साहसी और शक्तिशाली 
गिरोह का सरदार था ।* 

यासीन खाँ का यह हाल था कि हर वर्य वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर अवतूबर के 
लगमग वह अयने चार पाव हजार पठान अवुयाइयों के साय जीविका उपार्जन के लिये 
यमुना पार करता और जो भी राजा या जागीरदार उसे अच्छी रकम और लूटपाट 
में प्रगुव भाग देता, वह उसका सहायक वन जाता । उसका प्रमुख कार्यक्षेत्र वुंदेलखड 
ही था। यहाँ के राजा और जागीरदार उसऊी सहायता प्राप्त कर उसके पठानो का उपयोग 
अपने प्रतिस्पर्दों राजाओं को आतकित करने और अपने विद्रोही सरदारों का दमन करने 
में करते थे । इस सैनिक सहायता के लिए जो धनराशि और लूट का माल यासीन खाँ के 
हाथ लगता, उसे वह अपने सैनिको में वाट देता था। लगभग आठ माह तक यही क्रम चलता 
और वर्षा ऋतु आरम्म होते ही यासीन खाँ मऊ चायिस लौट आता था। मुहम्मद खाँ वगश 
ने यासीन खाँ के साय ऐसे कई लूटपाट के अभिय्नानों में भाग लिया था । यासीन खाँ की 
मृत्यु ओरडे के किप्ती घेरे में हो जाने के पश्चात्‌ उसका मामा शादी खाँ उसके गिरोह का 


१ मऊ रहौदाबाद फष्ेखाबाद से २१ सोल पक्चिचम में है । इसे पहिले मऊ थोरिया 
(टोरिया) कहते थे। सम्नाड जहाँगोर के राज्यकाल में शम्साबाद के जागीरदार नवाद 
रशीद खां ने १६०७ में इत्तका जीर्णद्धार कराया था। वगाल, १८७८, पृ० २६८-२७०। 


२ वही । 


७६ महाराजा छतन्नप्ताल बुँदेला 


सरदार चुना गया । पर मुहम्मद खाँ की उससे न पटी और उसने एक नये गिरोह का सग- 
ठन कर डाला । मुहम्मद खाँ के साहसिक कार्यो और उसकी सफलताओ के कारण उसके 
अनुयाइयों की सख्या में शीघ्रता से वद्धि होने लगी | यहाँ तक कि शादी खाँ के दल के भी 
पठान उससे आ भिले | मुहम्मद खाँ ने अब अपने दल का परिचालन स्वतन्त्र रूप से आरभ 
कर दिया और फह्ंखसियर के उत्कर्प तक उसने अपनी शक्ति बहुत बढा ली।*. 

सम्राट जहाँदारशाह (फरवरी १७१२--फरवरी १७१३) के गद्दी पर बैठते ही 
उसके प्रतिस्पर्धों फरंखसियर ने राजमहल में एक शक्तिशाली सेना संगठित कर दिल्ली 
की ओर प्रम्यान कर दिया। मार्ग में प्रसिद्द सैघद भाई भी उससे आ मिले । जहाँदारशाह 
ने शाहजादे एजुडरीन को फरखसियर के विछद्व भेजा । पर एजुद्दीवत खजवा के समीप नवम्बर 
१७१२ में पराजित होकर भाग निकला । इस युद्ध के समय ही मुहम्मद खाँ बगश को 
सैयद भाइयों के कुउपत्र मिठ्े ये जितमें उप्त फरेखसियर की सहायता करने को फुसलाया 
गया था । मुहम्मद खाँ ने जब यह देखा कि फछंखसियर की सफलता निश्चित-सी ही है, तो 
वह अयते १२,००० सैनिक्रों सहित खजवा में आकर उसकी सेना में सम्मिलित हो गया । 
शामगढ की विजय (जनवरी १, १७१३) के पश्चात्‌ फरंखसियर दिल्‍ली के समीप वारहपुल 
नामक स्थान पर जनवरी ३० को आकर रूका। यहाँ उसने एक दरबार किया और अपने 
सहायको को ऊँचे पद तया मनसव प्रदान करके प्रसन्न किया । मुहम्मद खाँ वगश की सेवाएँ 
भी भुनाप्री नहो गई और उप्ते नवाव की उयावि से विभूषित कर चार हजार सैनिको का 
सेनायति नियुक्त किया गया | इस सेना के व्यय के लिये वगश को बुँदेलखड में एरच, भाडेर, 
कालयी, काच, सिहठुँडा, मौथा, सीयरी, और जालौन के परगने सौंप दिये गये । बगश ने 
इन परगनो में अपने नायवो और चेलो को नियुक्त कर दिया। वुंदेलखड से मुहम्मद खाँ 
वगण के सम्बन्ध पुराने थे । जब वह यासीन खाँ के गिरोह में था तव उसके लूटपाट के 
अभियानो में उसे इस प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों की और बुंदेला राजाओं के आपसी 
विद्ेप एवं उनकी सैनिक शक्ति की अच्छी जानकारी हो गई थी । फिर थासीन खाँ की 
मृत्य॒ के पच्चात्‌ जब वह एक स्वतन्त्र गिरोह का सरदार बना, तब भी उसके कार्यों का मुख्य 
क्षेत्र बुइलसठ ही था । अस्तु ऐसा प्रतीत होता है कि तैंडेलखड से उसके विशेय परिचय के 
कारण हो सैयद भाउपों ने उप उस प्रदेश में जागीरें दी थी । उनकी नीति काँटे से काँटा 
निकालते की थी। पुदेलबड में मुहम्मद खाँ के पर जमाकर वे छत्रसाल पर अकुश रखना 
नाटते थे । फ्खमियर के शेय राज्यकाल में वगश ने केवल अनयशहर के राजा के विद्रोह 
का दमत करने के अतिरिक्त और कोई विय्ेत्र उल्ने बवो य कार्य नही किया । वह इस समय 
फ़पावाद या निर्माण करने और उसे बसाने में ही अधिक व्यस्त रहा । ४ 

३ चही, पूृु० २७०-२७२ । 

४ वहीं, पु० २७३-७५, २८० । 


बगश-बं देला युद्ध ७७ 


मुहम्मदशाह के सिहासनारूढ (सितम्बर १८, १७१६ ई०) होने पर वगणश के पद 
में और भी वृद्धि हुई। प्रारम्भ में उसका मनसव वढाकर ६,००० कर दिया गया, तत्पश्चात्‌ 
सैयद अब्दुल्ला के विरुद्ध सम्राट्‌ का साथ देने के कारण उसे नवम्बर ६, १७२० ई० को 
७,००० का मनसत्र प्रदान किया गया और गज्ञतफरजग की उपाधि देकर फर्रुखाबाद के 
समीप भोजपुर और शम्सावाद के परयने जागीर में दिये गये । इसके तुरत ही पश्चात्‌ 
दिसम्बर, १७२० में वगश को इलाहावाद का सूदार नियुक्त कर दिया गया और एरच 
तथा कालपी भी उसे सौंप दिये गये । मुहम्मद खाँ बगश ने इलाहाबाद के विभिन्न भागो 
के दासन के लिये अपने चेले निवुक्त कर दिये। उदाहरणार्थ इलाहावाद में भूरे खाँ, एरच, 
कालपी तथा भाडेर में दिलेर खाँ लौर सीपरी (शिवपुरी ) तया जालौन में कमाल खाँ को 
नियुक्त किया गया । छत्साल के विरुद्ध अपने प्रसिद्ध सैनिक अभियातो के पूर्व मुहम्मद रा 
वगण चूडामन जाट और अजीतर्सिह राठौर के विद्रोहों (अक्तूबर, १७२२-दिसम्बर 
१७२३) का दमन करने में सवाई जयसिंह के साथ व्यस्त था ।* 


२. वंगश-दुंदेला युर्धों का प्रारंभ (१७२०-२४) 


पूर्वी ३देलखड का अधिकाश भाग मुगल काल में इलाहावाद के सूत्रे में शामिल था 4 
इस भाग में वे प्रदेश भी सम्मिलित थे जो कहने को तो इलाहाबाद के सूवेदार के अधीन 
थे, प्र जिन पर वास्तविक अमुत्व छत्नसाल का ही था। मुहम्मद खाँ वगश को बुदेलखड में 
जो परगने फर्खसियर के राज्यकाल में मिले थे, वे भी इस समय छत्साल के ही अधिकार में 
थे। वगश साहसी और दृढ निश्चयी मनुष्य था। वह यह कब सहन कर सकता था कि उसको 
सौंपे गये प्रदेशों की वास्तविक सत्ता किसी और के हाथो में हो । इधर दरवार के अमीर 
और विशज्येयकर सवाई जयसिह मुहम्मद खाँ के शीघ्य उत्कर्प से उससे ईरप्या करने लगे थे 
और छत्रसाल को उसके विरुद्ध उकसाने पर सुले हुए थे । अतएव निकट भविष्य में ही 
छात्ममाल और बगश में सचर्य होना अवश्यभावी था ।' 

सन्‌ १७२० ई० के उत्तरा्द्ध में ही कभी वृंदेलों ने कालपी को लूटकर वहा के आमिल 


५. वही पृ० र८१-८४ । 

६ वही पृ० २८४, २८५ । 

बगश के शुभचितक नवाव अमोनुद्दोत इतिमादउद्दीॉला की मृत्य जनवरी, १७२१ 
में हो चुकी थो। बगश के शत्र्‌ भव दरवार में प्रबल हो उठे थे। वे बुंदेलों मौर अन्य स्थानोय 
जागीरदारो को वगश के विरुद्ध भडझा रहे थे। बंगश के झन्नुओ में सवाई जर्यात्तह सदसे 
अधिक प्रभावशाली थे। बुंदेलक्षड के राजाओ पर उनका बहुत प्रभाव था। जयसिह उन्हें 
छत्रत्ताल के साय मिलकर चुँदेलखड में पठानो की सत्ता उस्ाड फेंकने को बराबर उकसा 
रहे थे। बुंदेललड के इन राजाओं हारा जर्यातह को भेजे गये निम्नलिखित पत्रों से यह बात 


छप८ महाराजा छत्रत्ताल बंदेला 


पीर अली खाँ और उसके पुत्र को दलवार के घाट उतार दिया । मुहम्मद खाँ बगश का 
प्रसिद्ध चेला दिलेर खाँ सैग्य सहित बूरेलो का दमन करने के लिए आगे बढा और उसने 
उन्हे कालपी तथा जलालपुर" के परगनों से खदेडकर निकाल दिया। पर बुंदेले तुरन्त 
ही फिर छत्रसाल के नेनृत्व में सगठित होकर दिलेर खाँ का सामना करने आगे बढे । इस 
वार ओरखछा, दतिया और चेंदेरी आदि के सभी बुँ रेला राजा छत्रसाल से सह्योग कर रहे 
थे । उनकी सयुत्रत सेना की सख्या लगभग ३० हजार थी ओर उनके पास तोपें भी थी । 
मुहम्मद खाँ बगश दरवार में अपने शत्रुओं की गतिविधि और उनके मतव्यों से भली- 
भाति परिचित था | इसलिए उसने दिलेर खाँ को बूँदेलो से युद्ध टालकर उनके प्रभाव क्षेत्र 
से पीछे हट आने के लिए आदेश भेजे | पर दिलेर खाँ ने इन आदेशो की ओर विश्ञेप ध्यान 
नही दिया। उसे बूँदेलों को पीठ दिखा कर भागना कायरतापूर्ण प्रतीत हुआ और उसने 
केवल वृदेलो से कुछ समय तक युद्ध टालने के प्रयत्नमात्र ही किये। वह उस समय सोहरापुर 5 
में था। अब वह सोहरापुर छेड कर अलोना" की तरफ हट गया। छत्रसाल उसका 
पीछा करते हुए मई 5, १७२१ को सोहरापुर पहुचे । यहा वर्षा के कारण उनकी प्रगति 
कुछ ध्रीमी पड गई, फिर भी उन्होने दिलेर खाँ का पीछा न छोडा और केन नदी के किनारे- 
किनारे चलकर अलोना आ पहुँचे । इसी बीच में दिलेर खाँ अलोना से भाग क्र मौघा १९ 

चला आया था । पर छत्रसाल तो जैसे दिलेर खाँ को विनष्ट करने की प्रतिज्ञा करके ही 
चले थे । उन्होने अलोना में अधिक न रुककर १५४ मई, को मौधा की ओर शीघ्यता से कूच 


नल 


स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाती है-- 
हिरदेसाह-जर्या तह ३१ मई १७२१ 
उदोत घिह (ओरछा) ,, १ जून १७२१ 
राव रामचद्र (दतिया) ,, २७ मई १७२१ 
छत्रसाल हि १० मई १७२१ 
7) 97 १५ मई १७२ १ 
। 7 १२ जुलाई १७२४ 


ए न २२ अप्रैल १७२५ 
जे० हि? रि० २ भाग ३, पृ० ३१, ३२, ४२-४४ | 
ज० हि० रि० ३ भाग ५, पृ० १३ । 
जे० हिं० रि० ५ भाग ८, पु० २३, २४, ४२। 
७ जलालपुर--फालपी से १८ मील दक्षिग । 
८ सोहरापुर--परगना पैचानी जिला हमीरपुर । 
६ अलोना (आलोन)--पनानों से १० मील दक्षिण । 
१० मोघा --अलोना से १३ मोल पश्चिम । 


वगश-बुंदेला युद्ध ७९ 


किया। दिलेर खाँ ने अब इस लुकाछिपी से तग आकर बुंदेलो का सामना करने का निर्णय 
किया और ब्‌देलो पर पहिले ही अचानक आक्रमण करने की योजना बनाई | मुहम्मद खाँ 
बगद का ज्येप्ठ पुत्र कायम खाँ ताराहवन*१ पर अधिकार कर उसकी सहायता के 
लिए १०,००० सैनिको सहित आ रहा था। पर दिलेर खां ने उसके आने की भी प्रतीक्षा 
न की । वह १५ मई, को अपने चार हजार सैनिकों सहित पीछे की ओर तेजी से मुडा और 
उनमें से पाँच सौ चुने हुए योद्धाओ को लेकर बुँदेलो की सेना के हरावल पर अचानक 
जा टूटा । छत्रसाल का पुत्र जगतराज बुँरेनो के हरावल का नेतृत्व कर रहा था। इस 
अप्रत्याशित अचानक आक्रमण से बुदेले कुछ समय तक स्वभित से रह गये । पर दिलेर खाँ 
इस स्थिति का अधिक लाभ न उठा सका, क्योकि पीछे आने वाली दुंदेलो की सेना के दस्ते 
शीघ्य ही घटनास्थल पर आ पहुँचे। अब पठान चारों ओर से घेर लिये गये | दिलेर खा 
और उसके साथियो ने अपूर्व वीरता का परिचय दिया। उन्होने विकट युद्ध किया। पर 
बुँदेलों की सख्या अधिक होने के कारण वे उनके सन्मुख अधिक समय तक न टिक सके । 
इस युद्ध में दिलिर खाँ मारा गया और उसके अधिकाश सैनिक भी वुंदेलों से वचकर न 
जा सके | १९ न्‍ 


११. ताराहवन (तिरहुँवा, तरहुदाँ)--रूदा से ४२ मील पूर्व दक्षिण । 

१२. यह पूर्ण विवरण निम्नलिखित सामग्री पर आधारित है -- 

जे० हि० रि० ५, भाग ८, पृ० २३ (छत्र पाल का जर्यास्तह को पन्न मई १०, १७२१) 

वही, ३ भाग ८, पृ० १३ (छत्नसाल का दयाराम मेहता महासिह आदि को पतन्न-- 
सई, १५ १७२१ ) 

शिवदास० १० ६७ (वी); बंगाल, १८७८पृ० २८४-८५, इविन० २, प० २३१ । 

इविन के अनुसार यह युद्ध १९३ मई (२५ मई, नई गणना विधि से) को हुआ था । 
पर छत्नसाल फे दयारास मेहता और महासिह आदि फो लिखे गये पत्र में इस युद्ध की तिथि 
जेठ बदि ३०, सबत १७७८ (मई १५, १७२१ ई० पुरानी गणना विधि से) दो गई है । 
यह पत्न भी इसी तिथि को युद्ध के पश्चात तुरन्त ही लिखा गया था। इस पत्र में छु्नसाल 
लिखते है-- 

“तुम इहि के मा वे की महाराज (जयसिह) के फुरमाफिक वार-बार लिपत हते 
सो अब यह मा यो गयो महाराज को बोल ऊपर भयो अब उहा (दरवार) को 
महाराज के हाथ हूं हमें तो महाराज के हुवम फी करने हैँ” 

छत्र पाल के उपयुंक्त फयन से यह स्पप्ट हूँ कि वे जयसिह के जोर देने से ही दिलेर- 
खाँ के विरुद्ध युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। लगभग ऐसे हो पत्र दतिया के रामचन्द्र और ओरछा 
के उदेत सिह ने भी जयसिह फो लिखे ये । दिलेर खा के दिरुद्ध इन सभी ने जय ह के प्रभ व 
के कारण हो प्रयम बार छत्रसाल से सहयोग किया था । 


घ० महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


दिलेर खाँ से इस युद्ध के पूर्व छत्रसाल ने इलाहाबाद के विद्रोही सूबेदार गिरघर 
वहादुर और अशोथर* १ के जमीदार को भी सहायता दी थी। इसलिए सम्राट मुहम्मदशाह 
उनसे पहिले से ही अप्रमन्न था ।१४ अब पठानो के उपयुक्त युद्ध में पूर्ण रूप से विध्वस्त 
होने के समाचारों से वह और भी क्रोधित हो उठा । पर १७२३ ई० तक छत्नसाल के विरुद्ध 
कोई भी कडा कदम नही उठाया जा सका क्योकि मुहम्मद खाँ बगश इस समय (१७२१- 
२३) जोधपुर के राजा अजीतर्सिह राठौर के विरुद्ध सैनिक अभियानो में व्यस्त था ।१५ 
सन्‌ १७२३ के अतिम भाग में ये अभियान समाप्त हो गये और मुहम्मद खाँ बगश अजीत 
सिंह के ज्येप्ठ पुत्र अभयर्सिह को शातिवार्ता के लिए साथ लेकर दिल्‍ली लोट आया,। 
इसी वीच में वगण की अनुपस्थिति से अवसर पाकर छत्रसाल ने अपने राज्य की सीमाओ 
का और भी विस्तार कर लिया था । बुरहानुल्मल्क सआदत खाँ ने छत्रसाल के उपद्रवो को 
रोकने के प्रयत्न किये, पर वह कुछ विशेष सफल न हो सका और इसलिए अब मुहम्मद- 
खाँ वगण को जीघ्य इलाहाबाद पहुँच कर बुंदेलखड में छत्रसाल का दमन कर शाति 
स्थापित करने के आदेश दिये गये ।१६ 

मुहम्मद खाँ वगश ने इलाहावाद में दो मास रह कर छत्रसाल से युद्ध की तैयारियाँ 
की | उसने लगभग १५ हजार सैनिको की एक शक्तिशाली सेना सगठित कर जुलाई, १७२४ _ 
में यमुना के किनारे भोगनीपुर१ » में पडाव डाला | यमुना वाढ मे थी। उसके दूसरे किनारे 
पर हिरदेसाह और जगतराज भी सेनाओ सहित जमे थे ।१८ यमुना की बाढ कम होने पर 
वगण ने अवप्तर पाकर अपनी सेना दूसरी ओर उतार दी । पर बुंदेलो ने वगश का इतना 
जमकर सामना किया कि वह ६ माह तक लगातार भयकर युद्ध करने के पदचात्‌ भी केवल 
सिहुँडा** तक ही पहुँच सका | इसी वीच में मुगल साम्राज्य के अन्य भागो मे महत्वपूर्ण 
घटनायें घटित हो रही थी । साकरखेडा के युद्ध (अक्तूवर १, १७२४) मे मुवारिज खाँ, 


१३ अशोयर--बाँदा से लगभग ४० मील उत्तर। 

१४ इविन० २, पु० ५, १०-१२, २३१। 

१५ सन १७२१ ओर १७२३ ई० के बीच में सम्राट और छत्रप्ताल में कुछ समय 
के लिए शाति-सप्ती स्थापित हो गई थी। छत्रसाल के दो पत्नो (पन्ना० १७, १८) के अनुसार 
उन्हें मुहम्मदशाह की शाहज्ादी के विवाह का निमश्नण मिला था और उनके पुत्र हिरदेसाह 
मोर जगतराज अक्तूबर, १७२३ में इप विवाह के अवसर पर दिल्ली भी गये थे । 

१६ सुजिस्ता०पृ० ३२, बंगाल १८७८, पु० २८७, इविन० २, पृ० २३१। 

१७ भोगनोपुर--कानपुर जिले में कालयी जाने वाली सडक पर यमुना से ६ 
मोल उत्तर को ओर स्थित है । 

१८ जें० हि० रि० ५, भाग ८, पु० ४२, बगाल० १८७८, पृ० २८७। 

१६ पिहेंदा--बादा से १३ मील दक्षिण 


वंगश-बुंदेला युद्ध ८१ 


निजामुल्मुल्क हारा पराजित होकर मारा गया था । मराठो के ग्वालियर की ओर आने 
की आशका भी बढ रही थी। इसलिए वगद को फिलहाल छत्रसाल से युद्ध रोक कर मराठो | 
के सम्भावित आक्रमण को रोकने के लिए ग्वालियर पहुँचने के आदेश दिये गये । वगद ने 
युद्ध स्थगित कर छच्वसाछ से सधि कर ली जिसके अनुसार छत्रसाल ने जाही प्रदेशों में और 
उपद्रव न करने का वचन दिया। तत्पश्चात्‌ वगश ग्वालियर चला गया ।१ " 

अप्रेल १७२५ ई० में सआदत खाँ वृरहानुल्मुल्क चेंदेने उपद्रवकारियो का पीछा 
करता हुआ यमुना पार कर बुंदेलखड में घुस पडा और राठ तक जा पहुँचा । छत्रसाल इससे 
आशकित हो उठे । उनके दो पुत्र हिरदेसाह और जगतराज धामोनी तथा कनार*१ १ से 
अपनी-अपनी सेनाएँ लेकर आगे बढे । उनकी सयु तत्त सेनाएँ अब सआदत खाँ के पडाव से 
८ मील की दूरी पर आ जमी । पर छत्रमाल ने सआदत खाँ के इरादों को समझे विना 
युद्ध करना उचित न समझा । इसलिए उनके आदेशानुमार हिरदेसाह और जगतराज 
समादत खाँ से युद्ध वचाकर उसकी गतिविधि पर ही दृष्टि रखे थे । उन्होने मआदत खाँ 
की सेना से कुछ पीछे रह कर ही उसका पीछा किया ताकि अगर सआदत खाँ के इरादे 
शत्रुतापूर्ण हो तो अविलव उनका प्रतिरोध किया जा सके । पर समवत सआदत खाँ केवल 
चेंदेलो को दबाने के लिए ही उस ओर आया था। वह अकारण ही वुदेलो से युद्ध में उलझना 
नहीं चाहता था । इसलिए वुंदेलो को पीछा करने हुए देख वह यमुना पार कर अवध 
लौट गया ।१ ९ 


२०. खुजिस्ता० पु० ३३, बगाल० १८७८ पुृ० २८७; इविन० २, पृ० २३११ 
छतन्नसाल ने साँकरखेडा के युद्ध में निज्ञामुल्मुल्क की सहायता को थी । उनका पुत्र कुबरचद 
दुंदेलों की टुकड़ी लेकर निज्ञामुल्मुल्क की ओर से लडा था। (इविन० २ पृ० १४५) 

गोरे लाल तिवारी के अनुसार छत्रत्ताल के एक पुत्र का नाम कुबर था । 

गोरे० पृ० २३१ पाद टिप्पणी और मा० उ० २ पृ० ५१२ भी देखें। 

२१. कनार--तहसील, परगना और जिला जालौन । 

२२. यह विवरण सवाई जर्यास॒ह को लिखे छुत्नसाल के अप्रेल २०, १७२५४ के एक 
पत्र पर आधारित हूँ । यह पत्र छत्रसाल ने बहुत ही क्षुब्ध होकर लिखा हैँ । दे इसमें 
सआदत खाँ, मुहम्मद खाँ वगश और निज्ामुल्मुल्क के चुंदेलसड में सम्राट से मिले प्रदेशों 
में अनाधिकार हस्तक्षेयों की शिक्रायत करते हुए लिखते हूं, 

४. . - महाराज जातत हूँ जु जाइगा हम लई हैँ सु पातसाही हुकुम सो लई हैँ तहाँ 
पातसाह की तो अब यह तरह है मरु महमद खाँ पुनी बहुत फुरफुरात फिरत है सु भले हैं 
जो कछु हमते वनि भाई है सु महाराज सुन रहे अरु अब पुनि हम तेसठ इलाज फरो हैँ सु जु 
महाराज को हम को सिखायनु इहि दात को लिखनो होय सु यहु लिखवी 4 

इस पत्र से पहिले के एक जुलाई १२, १७२४ के पत्र में मुहम्मद खाँ बगद के सैन्स 


पर महाराजा छम्रसाल बूंदेला 


३ बगश का बुंरेलखड पर द्वितीय आक्रमण 


सन १७२६ के मध्य में ही कभी हिरदेसाह ने रीवाँ राज्य पर आक्रमण करके लगभग 
संपूर्ण वघेलखड पर अधिकार कर लिया ।१३ इसलिए मुहम्मद खाँ वगश को १७२६ के 
अतिम महीनो में फिर बुंदेलो का दमन करने के आदेश दिये गये । उसे सेना के व्यय के लिए 
दो लाख रुपया प्रति माह दिये जाने की स्वीकृति दी गई ओर बाद में इस रकम की पूर्ति 
के लिए चकला कडा भी उसे सौंप दिया गया । मुहम्मद खाँ बयश ने इलाहाबाद में आकर 
शीध्य ही एक नई सेना सगठित की और जनवरी २४, १७२७ ई० को अपने तृतीय पुत्र 
अकवर खाँ को हरावल का सेनापति बनाकर यमुना पार कर बृँदेलखड में घुसने का आदेश 
दिया । वह स्वय. १५-१६ हजार घुडसवारो के साथ अकबर खाँ के पीछे हो लिया और 
इलाहाबाद या इलाहाबाद से ३० मील ऊपर की तरफ मऊ नामक घाट पर ही कही उसने 
यमुना पार की । बुँदेलो की सेनाओ के मुख्य पडाव अभी वघेलखड में ही थे। अनुमानत 
उनकी सेना में लगभग २० हजार सवार और एक लाख पैदल सैनिक थे । शत्रु की स्थिति 
अधिक सुदृढ़ समझकर मुहम्मद खाँ ने वजीर कमएहीन से सहायता की प्रार्थना की और 
उसे यह भी लिखा कि वह वृंदेलखड के अन्य राजाओ, जमीदारो तथा पडोसी जागीरदारो 
को उसकी सहायता करने के लिए आदेश भेजे | वज्ीर ने इन राजाओ और जागीरदारो 
को वगण की सहायता करने के आदेश भी भेजे । पर शायद उनका कुछ भी प्रभाव न पडा । 


सहित भोगनीपुर में पडाव डालने को सूचना देते हुए छत्रप्ताल ने जर्या तह को लिखा था-- 

हम आपुन को लिखी हे जो यो (बगश) मारयो जाय तो हमारो वदनाम 
पातसाही में न होय यो वरहु (वही) उरझतु फिरतु है और जायगा (जगह) जो हम 
लई हूँ सो पातसाह के हुकम तें लई हैं और अपुन दिवाई हू. 

(जे० हि० रि० २, भाग ३, १० ४२-४३ ॥। वही ५, भाग ८, पृ० ४२।) 

उपर्युक्त दोनो पत्रो से यह स्पप्ट प्रचोत होता हूँ कि छ॑त्रत्ताल बगश से युद्ध करना नहीं 
चाहते थे । अपन वृद्वावस्था और अपने पुत्रों के आपसी हेप के कारण ही वे शायद अब 
अधिए शातिश्रित् हो उठ थे। पर दरबार में वगश के विपक्षी अमी रो एव हिरदेसाह के रीवाँ 
पर आक्रपण ते ध्यिति को अधिक गभीर और विस्फोटक बना दिया था। 

२३ वबन्‍ाल० १८७८ १० २८७, इविन० २ पृ० २३१। हिरदेसाह का यह 
बधे चपड़ पर अनियान छदत्र पाल की इच्छा से नहीं हुआ था। इपका मुख्य कारण हिरदे- 
साह और जगवराज के फीटुम्विक झगडे थे जिनसे चिढकर हिरदेसाह ने वघेलखड में 
अपने लिए ए# नपा राज्य निर्माण करने के उद्देश्य से यह आक्रमण किया था। छुत्नसाल 
इप आऊकमण के विरुद्ध थे जया कि उनके जुलाई १७२६ और जनवरी १७२७ के बीच में 
लिखें प्रो से बिदित होता हूँ । उन्होंने हिरदेसाह को रीवा फे प्रदेश चहा के शासक को लौटा 
फर ईाघ वापस चले आने के आदेश भी दिये थे। (पत्ना० २३-३४, ३६, ३७) 


बगश-बुंदेला युद्ध परे 


केवल मौधा का जयसिंह ही वगश की सहायता को तत्पर होकर अपने सैनिको सहित 
उससे जा मिला । अन्य लोग इस ओर से उदासीन ही रहे |? ५ 

मुहम्मद खाँ वगण ने प्रथम पूर्वी वघधेलखड से ही बुंदेलो को निकालने की योजना 
वनाई । उसकी सेनाओं ने लूक,* * चौखडी,*९ गढ ककरेली,१० कल्यानपुर*८ और 
रामनगर२* आदि पर अधिकार कर लिया । वीरसिंहपुरः" के इददंगिदं के प्रदेश और 
माधघोगढ३* तथा वाँदा के आसपास के पूर्वी इलाकों से बुंदेलो को खदेड कर बगश ने 
लगभग २०० मील के भूमाग पर अधिकार कर लिया बूँदेलो ने ताराहवन३३ के किले में 
अपनी रक्षा पक्तियाँ वावी । मुहम्मद खाँ वगग ने अपने भाई हादीदाद खाँ और पुत्र कायम- 
खाँ को १२,००० सवार और १२,००० पैदल सहित ताराहवन का घेरा डालने को पीछे 
छोड दिया और वह स्वय शेप सेना सहित आगे वढता हुआ सिहुंडा३३ से आठ मील की 
दूरीपर आ पहुचा। भेंड,१४ मौबा,२< पैलानी,३१६ अग॒वासी,१९ सिमौनी?१5८ आदि के 
परगने भी सहज ही उसके हाथ में आ गये । इवर कायम खाँ ताराहवन का घेरा डाले पडा 
था। ताराहवन की रक्षा का भार छत्रसाल के पौत्र समासिह पर था | बरगट३ ९५ का जागीर- 
दार हरवश और कुछ मराठे भी उसकी सहायता कर रहे थे। ताराहवन में तीन ग़ारे के किले 


र४॑ वगाल० १८७८, पु० २८८; इविन० २, पृ० २३२। 

२४५. लूक--रीवा से २७ मील उत्तर । 

२६ चौखडी--लूक से ६ मोल उत्तर । 

२७ गढ़ ककरेली--चौख डी से १२ मील दक्षिण पश्चिम । 

२८ फल्यानपुर--क्रकरेली से ११ मील पश्चिम । 

२६ वोर्रापहपुर--कल्पानपुर से १६ मोल दक्षिण पश्चिम । 

३० रामनगर--एक रामनगर कालिजर से २ मोल पद्चिचम में हे । मानचित्र में 
यह नहीं दिया गया है । (बगाल० १८७८, पुृ० २८८ पाद टिप्पणी ) 

३१ माधोगढ--त्रौरसहपुर से १६ मील दक्षिण । 

३२ ताराहवन, तरहुबआ--करवी से २ मील दक्षिण और वादा से ४२ मील पूर्द 
दक्षिण । 

३३ सिहेंडा--वाँदा से १३ मील दक्षिण । 

रेड भेंड, बेंद--वाँदा से २३ मील उत्तर पूर्व । 

३५- भौधा--वाँदा से २० मोल उत्तर पश्चिम । 

३६ पेचानी--वाँदा से २० मोल उत्तर । 

३७ अगवासो--बाँदा से २८ मोल उत्तर पूर्व । 

३२८ सिमीनी--बाँदा से १८ मील उत्तर पूर्व । 

३६ बरगढ़--मानिकपुर से लगभग २४ मील उत्तरपूर्व । 


डे महाराजा छत्रसाल बुदेला 


और चार पत्यरो के ढोको से बने मजबूत गढ थे । कायम खाँ ने जयसिंह के पुत्र छत्नसिंह, 
हलीम खाँ, मुहम्मद जुल्फिकार और साधू आदि जमीदारों की सहायता से दो किलो पर 
किसी प्रकार अधिकार कर तीसरे किले पर आक्रमण कर दिया। बुंदेलो ने शत्रु को पीछे 
टकेलने के लिए वडे वेग से आक्रमण किये और उनमें से लगभग २००० मारे भी गये, 
पर वे झत्रु की प्रगति को न रोक सके । कायम खो के सैनिको का दबाव निरतर बढता ही 
गया और अन्त में दिसवर, १२ १७२७ को ताराहवन का पतन हो गया । निकटवर्ती छोटे- 
छोटे किलो पर भी कायम खाँ का अधिकार हो गया ।* * 
मुहम्मद खाँ वगश ने इस समय सिहुंडा से पश्चिम की ओर वबढना आरभ कर दिया 

था | वुंदेलो के प्रत्याक्रमणो के कारण उसकी प्रगति बहुत धीमी थी । बुदेले ने अव सम्मुख 
मैदान में आकर युद्ध करना बन्द कर दिया था । वे अब छोटे-छोटे दलो में मुसलमानो पर 
अवसर पाकर ट्ट पडते और उन्हें क्षति पहुँचा कर तुरत ही निकटवर्ती पहाडियो और जगलो 
में छुप जाते थे । ये छुटपुट मुठभेडें लगभग एक माह २० दिन तक चलती रही । पर वगश 
दुढतापूछक आगे वढता ही गया और अत में इचौली *१ के निकट उसने बुँदेलो को घेर कर 
उन्हें खुले में आकर युद्ध करने पर विवश कर दिया। वृंदेलो ने इचौली में सामने की ओर 
खाइयाँ खोद कर दृढ मोर्चावन्दी कर ली थी । छत्रसाल अपने पुत्रो और पौत्रों सहित स्वय 
वहाँ उपस्थित थे । युद्ध मई १२, १७२७ को आरभ हुआ । प्रथम हिरदेसाह और हिंदूपत 
चेंदेल अपनी सेनायें लेकर आगे बढे । उनकी सयुकत सेना में लगभग २०,००० सवार और 
४०,००० पैदल सैनिक थे। पर वगश के कुशल सेनापतित्व के सम्मुख वे अधिक समय तक 
न ठहर सके और उन्हें पराजित होकर पीछे हट जाना पडा | वगश के कुछ कुशल सेना- 
नायक दिलावर खाँ, भूरे खाँ आदि इस यद्ध में काम आये और उसका पुत्र अकबर खाँ 
भी एक गोले से थोडा-सा घायल हो गया। बगश से दूसरा मोर्चा जगतराज ने लिया । 
पर वह भी अपने १५,००० सवारो से बगद्य की प्रगति न रोक सका। वगश ने इस प्रकार 
भवकर युद्ध करके बुदेलो की कई मोर्चावन्दियो को छिन्न-भिन्न कर उन्हें सालह॒टर४ ९ 
के जगलो की ओर खदेड दिया । इचौली के युद्ध में वगश के ४-५ हजार सैनिक हता- 
हत हुए तथा मारे गये और बुंदेलो को भी भारी सैनिक क्षति पहुंची । उनके अनुमानत 
2२-१३ हजार सैनिक खेत रहे । वगश के पास अब केवल १४-१५ हजार सवार रह गये 
थे। रसद और पानी की वडी कमी थी। स्थानीय जमीदारों और राजाओ से कुछ भी सहा- 
यता न मिठ सकने के कारण उसकी स्थिति और भी अधिक सक्टापन्न हो गई थी ।* ३ 


४० सुजिस्ता०२० ८१, बगाल १८७८पृ० २८६९-६०, इविन० २ पृु० २३२। 
४१ इचोली---वाँदा से ११ मोल उत्तर पश्चिम । 

४२ सालहद की पहावदियाँ जंतपुर से € मोल पूर्व की ओर हूँ । 

४३ गुजिन्ता० १० ४-८, बगाल ० १८७८ पृ० २६०-६१। 


वगद्-वुदेला युद्ध ८५ 


इचौली के युद्ध में पराजित होकर छत्रसाल ने अब सालहट के जगलो में मोर्चे बाधे । 
यह प्रदेश गहरी घाटियों तथा पहाडियो से आवेष्टित और घने जगलो से आच्छादित होने 
मे मोर्चेबन्दी के लिए बहुत उपयुक्त था । छत्रसाल ने सामरिक-दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों 
पर सैनिक टुकडियाँ नियुक्‍त कर दी और स्वय सेना सहित सूरजमऊ * आ जमे जिससे 
सब ओर आवद्यकता पडने पर कुमक भेजी जा सके । जून ८, १७२७ को वगद्य ने सालहट 
की ओर वढता आरभ किया और दूसरे दिन प्रात काल शत्र पर आक्रमण कर दिया। वगण 
ने यह आक्रमण इतनी कुशलता से तथा आकस्मिक ढग से किया कि दुदेलो के शीघ्य ही पैर 
उखड गये और वे महोबा की ओर भाग निकले । बगश के सैनिक दस्तों ने वारीगढ ४५ और 
लौरी झुमर*४ ६ के गढो पर भी अधिकार कर लिया। बगश ने अव महोवा की ओर वढकर 
वहा से दो कोस की दूरी पर अपने पठाव डाल दिये। भयकर वर्पा के कारण उसे यहा रूगभग 
५ माह तक निष्क्रिय होकर पडे रहना पडा । छत्नसाल ने इसी वीच में अपनी सेना को पुन 
संगठित कर महोबा की निकटवर्ती पहाडियो पर किलेवन्दी कर सैनिक चौकियाँ स्थापित 
कर लछी ।४७ 

वर्षा ऋतु के निकल जाने पर वगद्य ने नवम्बर १७२७ में फिर युद्ध प्रारम्भ कर दिया। 
उसने निरन्तर युद्ध कर दुँदेलो के कई पहाडियों पर स्थित सैनिक अड्‌डो पर अधिकार जमा 
लिया | पर घने जगल के कारण अब आगे वढ सकना सुगम न था । इसलिए वगण ने 
जगल कटवा कर सेना के लिए मार्ग बनवाना आरम्भ कर दिया। बंगश के पास रसद की 
भारी कमी थी। इधर लगातार युद्धों के कारण उसकी सैनिक शक्ति भी निर्वल होती जा 
रही थी | इसलिए सैनिक सहायता के अभाव में वगज्ञ के युद्ध प्रयत्नों में भिथिलता आ गई 
थी। अव युद्ध भी उस प्रदेश मे हो रहा था जहा छत्रसाल की स्थिति अधिक सुदृढ थी । इस 
युद्ध के निप्कर्ष पर ही छह्साल के राज्य का भविष्य निर्भर था। अस्तु, उन्होंने अब अपनी 
सारी सँनिक भक्ति इस युद्ध में झ्ोक दी थी। छत्वसालू की सेवा की सख्या इस समय वगण 
की सेना से कई गुनी वढ़ गई थी । वगण्य दो लाख स्पया व्यय करके भी वडी कठिनाई से 
अपनी वची-खुची सेना को सतुप्ट रख पा रहा था उसकी सेना का एक भाग कायम खाँ 
के पास ही ताराहवन में रह गया था | उसे उचित माता में थाही सहायता भी नहीं मिल 
रही थी । उसने वार-वार शिकायत भरे पत्र दरवार में भेजे पर उनका कोई विश्येष फल 


डंडे सुरजमऊ--हपश्े में नहीं दी गई है । इविन के अनुप्तार यह जेतपुर से लगभग 
६ मोल दक्षिग में थी। रुभवत यह मऊ सहानिया रही होगी । जो जंतपुर से १८ मील 
दक्षिण पश्चिम में है । 

४५ बारोगढह--महोवा से १० मील दक्षिण पूर्व 

४६ लौरो झमर--महोवदा से १६ मोल दक्षिण पूर्व में हैं । 

४७. खुजिस्ता० पृ० ५१-५२, चगाल १८७८ पृ० २६३ , इविन० २, पृु० २३२। 


८६ महाराजा छ॑त्रसाल बदेला 


न निकला। इन्ही सब कारणो से बगश ने युद्ध में ढील डाल दी और अगले चार माह 
(नवम्बर १७२७--अप्रैल १७२८) तक वह वृदेलो से अपनी बचत के लिए केवल 
रक्षात्मक छुटपुट युद्ध ही करता रहा ।४८ 

पर यह अनिश्चित स्थिति कब तक चल सकती थी ? रक्षात्मक युद्ध की नीति अत 
में विध्वशात्मक ही प्रमाणित होती । इसलिये बगश ने अब शीघ्र-से-शी घर इस युद्ध को समाप्त 
करने का निश्चय कर अप्रैल १७२८ में फिर युद्ध प्रारम्भ कर दिया | उसकी सेना का जमाव 
इस समय कुल पहाड * ६ और सालहट (सालत) के बीच में ही कही था। यही से उसने 
१९ अप्रेल को बुँदेलो पर आक्रमण कर दिया । बुँदेलो ने सुदृढ मोचेंबदी की थी। उनके 
दोनो ओर तो कुलपहाड की पहाडिया थी और सामने की ओर अभी हाल ही में निर्मित 
सात परकोटे एवं दो गढ थे । पर मुहम्मद खाँ वगश ने उसी दिन इन सबको विध्वस्त कर 
डाला । १९ अप्रेल की मध्यरात्रि में हिरदेसाह, जगतराज और मोहनसिह ने तीन बार 
अचानक छापे मारे । पर शत्रु की सावधानी से वे अधिक कारगर न हो सके । बगश ने अब 
मधरी+" पर अधिकार कर लिया था। उसकी सेना कुलपहाड के सामने आ पहुची 
थी । उसके दायो ओर जैतयुर और मुबरी थे और बाई ओर सालहट की पहाडिया थीं, 
जिन पर अभी वुंदेलो का अधिकार था। छत्रसाल की मुख्य सेना कुछ पीछे हटकर 
अजनार” " की पहाडियो पर जम गई थी । वबगश ने अब और समय नष्ट न करके 
जैतपुर** पर घेरा डाल दिया ।६३ 

जैतपुर के घेरे के पूर्व पठानों और वृदेलो में कई छोटी-छोटी मुठभेड़ें और हुईं थीं । 
ऐसी एक मुझभेड का वर्णन वगश ने दरवार को भेजे एक विवरण में किया हूँ ।* « ऐसी 
ही एक दूसरी मुठभेड का उल्लेख छत्रमाल के पत्नो में मिलता हैँ । इन पत्नो के अनुसार एक 
युद्ध में छत्नताल का तृतीय पुत्र जगतराज बहुत अधिक घायल होकर युद्धक्षेत्र में गिर पडा 
ओर उसके सैनिक पराजित होकर उसे वही छोडकर भाग निकले | जगतराज की रानी 
जत कुवर को जब यह समाचार मिला तो उसने तुरन्त ही विखरे सैनिको को एकत्र कर 
युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया । इस प्रत्याक्रमण में बुंदेलो ने रानी के नेतृत्व में अपूर्व 
थौय॑ का प्रदर्शन किया | पठानो को पीछे हटना पडा और रानी अपने घायल पति को उठाकर 


४८ खुजिस्ता ८६-६०, बगान० १८७८, पु० २६४। 

४६ कुल पहाड--महोवा से १४ मील पश्चिम । 

५० मूचरो, मधारी--जंतपुर से ३ मील पूर्व । 

५१ अननार--जंनपुर से ६ मील दक्षिण । 

५० जंतपुर--महोवा से १६ मोल पश्चिम । 

४३ बगाल० १८७८, पृ० २६४, सुजिस्ता० पृ० १०, ११, १२ मौर २३५। 
५४ इविन० २, पु० २३३-३६। 


वगश बुंदेला युद्ध ८७ 


०००. 


में लौट आई। रानी के इस असाधारण साहस से प्रसन्न होकर छत्नसाल ने 
वगश से युद्ध समाप्त होने पर उसे जलालपुर४" और दरसंडा" ९ नामक दो परगने भेंट 
थे | श्ख 

वगण ने जव जैतपुर का घेरा डाला तब वर्पा प्रारम्भ हो चुकी थी । भूमि में नमी होने 
के कारण सुरगें खोदते ही धसक जाती थी। वारूद भी गीली हो जाने के कारण काम न 
करती थी । इसलिए घेरे के आरम्भ में कुछ विशेष प्रगति न हो सकी और वह ॒ चार महीने 
से अधिक चलता रहा । पर वर्षा समाप्त होने पर बगदश् ने बड़े वेग से किले पर आक्रमण 
करने प्रारम्भ किये | उसका दवाव निरन्तर वढता ही गया और दिसम्बर १७२८ ई० में 
जैतपुर के किले पर उसका अधिकार हो गया । छत्रसाल के विरुद्ध वगश के इस सैनिक 
अभियान को इस समय लगभग दो वपं हो चके थे ।४८ 

इधर जब वगण जैतपुर के घेरे में व्यस्त था, तब छत्रमाल के एक मुणी दुर्गसि]ह ने 
रा5४* और पनवारी के कुछ भागों में उपद्रव आरम्भ कर दिये थे। उसने दो हजार 
सवार और पाच हजार प्यादो की एक सेना भी सहेदी'" के किले में एकन्न कर ली थी। 
वगश ने अपनी राठ में पडी हुई सेना के अधिनायक मुहम्मद वज्ञारत मुल्तानी को दुर्गसिंह्‌ 
का दमन करने के लिये आदेश भेजे । पर उसने कुछ आनाकानी की । इसलिये वगश ने 


ब्रा 


५५ जलालपुर--वादा से २४ मोल उत्तर पूर्व । 
५६ दरसेडा--जलालपुर से २२ मील दक्षिण पूर्व । 


५७ यह पूर्ण विवरण पन्मना० २१, २२, और ५० पर आधारित हूँ। फंप्टन पाग्सन 
ने भी जत कुवर के इस युद्ध का कुछ ऐसा ही मिलता जुलता उल्लेख किया है। उसके अनुसार 
यह युद्ध नदौपुर में दिलेर साँ मोर जगतराज के मध्य हुआ था। घायल जगतराज को युद्ध- 
क्षेत्र में छोडकर दुंदेले भाग निकले थे | तब रानो ने स्वय युद्ध क्षेत्र में जाकर मुसलमानों 
फो पराजित कर पीछे हटा दिया था और वह अपने पति फो उठाकर चली आई थी । 

(पणसन० पु० १०७ )। 

इस पुद्ध का जगतराज ओर दिलेर खां में होना संभव नहों हैँ, वयोकि दिलेरखाँ इस 
युद्ध फे लगभग सात वर्ष पूर्व मई १७२१ में मौघा में मारा जा चुका था। पाग्सन जगतराज 
को पत्नी का नाम उम्र कुबर देते हें, पर छत्नसाल के अनुसार उसका नाम जंत युचर 
था। इन दो सशोधनो को छेडकर पाग्सन के विवरण का मूल रूप सही माना जा 
सकता हें । 


४८ बंगाल० १८७८, पृ० २६५, इविन० २, पू० २३३। 
५६. राठ--+नवारी से १२ मोल उत्तर पूर्व । 
६० सहेंदी (सियोघी, सोधी )--पनवारी से ६ मौल उत्तर पश्चिम 


८८ महाराजा छत्रसाल बुँदेला 


उससे उरई छीन कर दतिया के राजा रामचन्द्र को दे दी, जिससे मुल्तानी अब कुछ अधिक 
सक्रिय हो उठा । अत में सरदार खाँ और पचमर्सिह के सम्मिलित प्रयत्नो से राठ और पन- 
वारी के इलाको में शान्ति स्थापित हो गई ।६१ 
पाठको को स्मरण होगा कि मुहम्मद खाँ बगश ने जब ताराहवन से पश्चिम की ओर 
वढना आरम्भ किया था, तब वह अपने पुत्र कायम खाँ को ताराहवन के किले पर अधि- 
कार करने के लिए वही छोड आया था। कायम खाँ ने दिसम्बर १२, १७२७ को ताराहवन 
पर अधिकार भी कर लिया था, पर ज्यो ही उसने पीठ फेरी त्योही बुंदेलो ने ताराहवन पर 
आक्रमण कर पठानो को वहा से निकाल कर फिर उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया । 
वगश ने तुरन्त ही फिर कायम खाँ को ५००० सवार और ५००० पैदल देकर ताराहवन की 
ओर रवाना किया। वह इस समय अजनार से आगे बढकर जैतपुर के घेरे की तैयारिया कर 
रहा था। कायम खाँ ने दुवारा फिर ताराहवन पर घेरा डाला | सितम्बर २४, १७२८ को 
पठानो ने ताराहवन के किले के वाहरी भाग पर अधिकार कर लिया । पर बुंदेले दृढतापूर्वक 
जमे ही रहे और यह घेरा एक मास से भी अधिक चलता रहा। १ नवम्बर को किले की 
दीवार के नीचे की सुरग उडने से उस ओर का भाग भरभरा कर गिर पडा । कायम खाँ 
अब तेजी से कि ने में सैन्य सहित घुस पडा। भवकर युद्ध के अनन्तर वुँदेले किला छोड कर 
भाग निकले। पर कायम खाँ ने पीछा न छोडा और भागते हुए शत्रु को भयकर क्षति 
पहुँचाई | वह इतने से ही सतुप्ट नही हुआ । उसने वेगपूर्वक ताराहवन से वरगढ** तक 
के प्रदेश को भी आक्रात कर बूंदेलों को निकाल वाहर किया। कायम खाँ जव इन 
अभियानो में व्यस्त था तभी मार्च १२, १७२६ को मराठो ने पेशवा वाजीराव प्रथम के 
नेतृत्व में बुंदेलखंड में अचानक ही प्रविष्ट होकर वगश की विजयो को पराजय में परिणत 
कर दिया। ६ 3 
जतपुर का युद्ध निर्णयात्मक प्रमाणित हुआ था । जैतपुर के पतन से छत्रसाल और 

उनके पुत्रो का रहा-सहा साहस भी जाता रहा | हिरदेसाह, जगतराज, लक्ष्मण सिह आदि ने 
अपने दुुम्बो सहित जात्मसमर्पण कर दिया । कुछ ही समय पच्चात्‌ छत्रसाल भी अपनी 
रानियो जौर पौत्रो सहित वगण के डेरो में आ पहुचे । बगश ने सम्राट्‌ को अपनी सफलताओं 
मे सूचित कर छत्रसाल तथा उनके पुत्रो को लेकर दिल्‍ली थाने की आज्ञा मागी । पर तीन 
माह तक वगद्य को सम्राट से कोई भी आदेश नहीं मिला। छत्रसाल अपने कुटुम्ब सहित अभी 
बगणश की निगरानी में ही रह रहे थे ।६४ 

६१ सुजिस्ता० पृ० १४, बगाल० १८७८, पु० २६५-६६। 

६२ वरगढ--मानिफपुर से लगभग २४ मील उत्तर-पूर्व । 

६२ बगाल० १८७८,२० २६६, इविन० २, पृ० २३६। 

६४ गुजिम्ता० पू० १५२, २०१, २०६, वरीद० पू० १५३ (बी), बगाल० 


वगश-बूँदेला युद्ध ८९ 


मुहम्मद खाँ वगश और छत्रसाल में अब सधिवार्त्ता बारम्भ हो गई । छत्रसाल ने 
मुगल अघीनता स्वीकार कर ली और जिन शाही प्रदेशों पर उन्होंने गत वर्षो में अधिकार 
जमा लिया था, उन्हे भी लौटा देना स्वीकार कर लिया। वे अपने राज्य में श्राही सैनिक थाने 
भी रखने के लिए सहमत हो गये । पर अभी तक सम्राट का कोई आदेश पत्र वगश को प्राप्त 
न हो सका था। इससे वगश तो आगकित हो ही उठा था, पर छत्तसाल को भी उसकी मुग्रल 
दरवार में गिरती हुई स्थिति का अनुमान हो चला था। छत्रसाल ने वगश के विरोबी चुर- 
हानुल्मुल्क सआदत खाँ से वगश के विरुद्ध शिकायत की और दया तथा सहायता की याचना 
की । सआदत खाँ ने उन्हे वगश का विरोध करने को ही उभाडा । अन्य दरबारी भी छत्रसाल 
को किसी तरह वगश की छावनी से वच निकल कर पुन युद्ध प्रारम्भ करने को उकसा रहे थे। 
छत्रसाल को स्थिति भापते देर नही लगी। वे अव वगश की निगरानी से मुक्ति पाने के अवसर 
की ताक में रहने लगे । यह अवसर उन्हें फरवरी १७२६ में युलभ हुआ । होली का त्योहार 
निकट भा रहा था। छत्नसाल, हिरदेसाह, और जगतराज ने मुहम्मद खाँ वगश से त्योहार 
मनाने के लिए सूरजमऊ चले जाने की आजा माँगी । छत्रसाल ने अपनी वृद्धावस्था और गिरते 
हुए स्वास्थ्य की ओर वगश्ञ का ध्यान खीचकर उसे गह इग्रित किया कि अयर उनकी मृत्यु 
वगश की छावनी में हो गई, तो उसकी स्थिति और अधिक खराब हो जावगी । वगत्न को 
इसमें किसी चाल की गन्ध न आई और उसने छत्नसाल को कुटुम्ब सहित कुछ समय के लिए 
सूरजमऊ चले जाने की अनुमति दे दी ।१* 

मुहम्मद खां वगश् को अव छत्रमाल से किसी प्रकार की आश्का न थी। वह उनकी 
ओर से इतना निश्चिन्त हो यया था कि उसने अपने अधिकाश सैनिको को छट्टी देकर घर 
चले जाने दिया और शेप में से भी वहत सो को विजित प्रदेश में स्थापित सैनिक चौकियों में 
स्थानान्तरित कर दिया। उसके पास अब केवल ४००० सवार ही रह गये ये। तभी बुँदेलखट 
पर मराठो के सभावित आक्रमण की अफव्राह लोगों में यहाँ-वह् फैलने लगी । वगण मालवा में 
मराठो की अभी हाल ही की सफलताओ से अवश्य अवगत रहा होगा, पर छत्तसाल के वचनो 
पर पूर्ण विष्वास होने के कारण उसने इन अफवाहों की ओर तनिक भी ध्यान नही दिया । 
सभवत्त मराठों के दक्षिण पूर्वी दुन्ह मार्ग से वृदेलसड में इतनी णीधता से प्रवेश कर सकने 
को आजञका मात्र तक उसके मन में न आई और छवत्रसाल के भी उनसे मिल जाने की सभा- 
चना पर उसने विचार ही नहीं क्या | इसलिए वगश ने न तो रसद ही एकत्र की और न 
अपने विसरे हुए तवा अवकाश प्राप्त सैनिकों को ही वापस बुलाया । वगण को अपनी इस 


१८७८, पृ० २९७; इविन० २, पु० २३७। बरोद के अनुसार छप्नसाल ने अपने राज्य फो 
पुन प्राप्प फरने के लिए बगश को ४० लाख रुपये दिये ये । 

६४५ खूजिस्ता० पृ० ३४, १५२, २१०; वगाल० १८७८, पृ० २६७, इचिन० 
२, पृ० २३७॥ उस वर्ष होली ४ मार्च को पडो थो । 


&६० महाराजा छत्रसाल बुँदेला 


भयकर भूल तथा अफवाहों की सत्यता का पता तब चला, जव मराठे उसके पडाव से केवल 
२२ मील की दूरी पर आ पहुँचे थे ।६९६ 


४ पेशवा वाजीराब प्रथम फी सामथिक सहायता 


मराठो ने नवम्बर २६, १७२८ को अमझेरा के युद्ध में विजय प्राप्त कर मालवा में 
अपना प्रभत्व जमा लिया था। ५० वे जब वहाँ अपना आधिपत्य दृढ करने में व्यस्त थे, तभी 
उन्हें छतम्रसाल के सदेण प्राप्त हुए थे। छत्रसाल ने चिमाजी अप्पा और पेशवा वाजीराव प्रथम 
को पत्र लिख कर वगण के विरुद्ध सहायता की याचना की थी । चिमाजी इस समय उज्जैन 
में थे और बाजीराव देवगढ की ओर वढ रहे थे। वाजीराव ने छत्रसाल का सदेश मिलते 
ही सहायता करने का निए्चय कर लिया और चिमाजी को तुरत ही सूचित किया कि वे 
चाँदा तया देवगढ होकर प्रंदेलखड की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जनवरी ४, १७२९ को एक 
दूसरे पत्र में पेशवा ने लिखा कि बह देवगढ से भ्रीध्र निपट कर बुँदेलखड में प्रवेश करेंगे, 
अत चिमाजी आवश्यकता पडने पर तुरन्त ही उस ओर आने को तैयार रहे ।६८ 

जनवरी के अन्त तक देवगढ़ के राजा से सन्धि हो गई और तब पेशवा ने मडला+$ ६ 


६६ बगाल० १८७८, पु० २६९७-२६८, इविन० २, पृ० २३७, २३८, वरीद० 
पृ० १५३ (बी), देसाई० २, पृ० १०५, १०६। 
६७ मालवा० पृ० १६३, १६४ ॥ 
६८ पेशवा० जि० १३, १४, १५, १८, २२, २३, २६, ३० आदि, देसाई० २, 
पृ० १०५॥ 
डा० दिघे के अनुप्तार, 'पेशवा पर कर्ज बहुत बढ गया था और उसे कम करने के 
लिए बे नये क्षेत्री को विजय फरने के लिए आतुर हो उठे थे। इन नये क्षेत्रों की खोज में ही 
पेशवा ने बृंदेलखड में अपनी सेना सहित जाने का निवचय किया, जहाँ बंदेला राजा छत्रसाल 
ने शाही सूदार मुहम्मद एाँ बगश के आक्रम्ण को रोकने के लिए उनकी सहायता की 
याचना को थी ।“ (दिधे पृ० १०४) 
फोई दादो भी मप्तिन नासक एक व्यक्ति ने भी वगश और छत्नसाल के घुद्ध फा समाचार 
पेशवा फो अगस्त १७, १७२८ के एफ पत्र में दिया था। यह व्यक्ति शायद दिल्ली में पेशवा 
फा प्रतिनिधि था। इस पत्र में उसने पेशवा को इस अवसर से लाभ उठा कर नर्मदा पार फर 
मालवा धिध्यस्त फरने का सुझाव दिया था और पेशवा से यह आग्रह किया था कि छत्तसाल 
फो इस आद्यय का एक पत्र लिस दिया जाय फि मराठा सेनाएँ दढाहरे के पश्चात्‌ उनकी 
सहायता को आ मर्केगी । (पेशवा० जिल्द १३, १०) । इस पत्र से अनुमान होता हैँ कि छत्त- 
साल ने जंत्पुर फे पतन के पूर्च भी मराठो की सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न किये थे । 
६६ मडला--जवलपुर से लगभग ४८ मील दक्षिण पूर्व । 


बगश-बुंदेला युद्ध ६१ 


और गढा" ? से होकर बुंदेलखड की ओर कूँच किया। फरवरी में ही कभी छत्वसाल के और 
दूतो ने येशवा से आकर भेंट की और छत्रसाल की सकठापन्न स्थिति का हृदयद्रावक वर्णन कर 
पेशवा से इंदेलखड की ओर अविलम्ब बढने का आग्रह किया ०१ बाजीराव को स्थिति 
भाँगते देर नही लगी और वे अपनी विपुल सैन्य सहित वेगपूर्वक बुंदेलखंड की ओर चल पडे | 
उनके साथ इस समय २५,००० सवार थे जिनका नेतृत्व पिलाजी जाघव, नारुशकर, तुकोजी 
पंवार, और देवलजी सोमवशी जैसे योग्य सेनापति कर रहे ये। पेशवा ने ५ मार्चे को खिजरी ” ? 
में पडाव किया और फिर पवई ” $ के निकट से गजरते हुए वे तीन दिन पश्चात्‌ विक्रमपुर* ४ 
आ पहुँचे | समवत यही से € मार्च को दो दूत छत्रसाल को पेशवा के आगमन की सूचना देने 
भेजें गये, और आठ दूततों की एक टुकंडी को वगश की छावनी की ओर रवाना किया गया । 
एक चिन्तामणि नामक व्यक्ति को भी इन्ही के पीछे छुत्रसाल के पास भेजा गया । विक्नमपुर 
से कूच कर पेशवा १० मार्च को राजगढ”"* आकर रुके । यही छत्रसाल के पुत्र भारतीचन्द 
ने उनकी अभ्यर्थना की । भारतीचन्द से स्थिति समझ कर वाजीराव ने तुरन्त ही सेना को 


७० गढा--मडला से ४८ मील उत्तर-पश्चिम जबलपुर फे निकट । 

७१ लोकोक्तियों के अनुप्तार इन दूतो ने स्वय छत्नत्ताल फा लिखा हुआ पत्र 
पेंशवा को दिया । कहा जाता है कि इस पत्र में सो छुद थे । पर इनमें से निम्नलिखित केवल 
एक ही जनता की स्मृति में सुरक्षित रह पाया है -- 

जो वोतो गज-प्राह पर, सो गति भई है आज । 
बाजी जात बुंदेल फी, राखो बाजी लाज॥ 
एक हिन्दी साहित्य फे विद्वान श्री भागीरथ प्रसाद का अनुमान हें कि इन दूतों में एक 
महाकथि भूषण भी थे और उनका विचार हू कि यह पद भी उन्हों का रचा हुआ है । अपने 
इस अनुमान के समन में वे किसी तथ्य का उल्लेख नहीं करते। (दीक्षित० पु० १४४) 
छत्रत्ताल का हो इस पत्र को लिखना सभव हो सकता है। दें स्व॒य अच्छे कवि थे और 
उनके द्वारा रचित पद्मों में गज-ग्राह के पौराणिक युद्ध का उल्लेख भी भाया है । 

छत्र० ग्र० पृ० ३०, ३१, छद २, देसाई० २, पृ० १०६ और महामहोपाध्याय 
द० वा० पोतदार का मराठाज़ इन दी लेंड आफ ब्लेव वु देलाज़' नामक लेख भी देखें । 

७२ खिजरी--सभवत खजूरोी जो जबलपुर से लगभग १८ मील उत्तर पश्चिम 
में हूं । बुंदेललड फे इस अभियान में पेशवा ने जिस मार्ग फा अनुसरण किया एवं चह जिन 
स्थानों से होकर गुजरे उसकी जानकारी के लिए वाड० २, पृ० २२६, २३०, पेशवा० 
जि० ३०, पु० २८८-२८६ देखें। 

७३ पवई--पन्ना से ३० मील दक्षिण । 

७४ विक्रमपुर--पदई से १८ मील उत्तर पश्चिम । 

७५- राजगढ--विक्रमपुर से १२ मील उत्तर पश्चिम । 


€२ महाराजा छत्रसाल बूँदेला 


महोवा की ओर बढने के आदेश दिये और मराठे बसारी * $ से होकर १२ मार्च को महोबा” ९ 
के समीप आ पहुँचे । छत्रसाल के एक और पुत्र ने यहाँ पेशवा का स्वागत किया । १३ मार्च 
को स्वय छत्रसाल वाजीराव से आकर मिले और उन्होने पेशवा का यथायोग्य सत्कार कर 
उपहार भेट किये | १७ मार्च को छत्रसाल ने फिर पेशवा से मिलकर गुप्त मत्रणा की और 
उन्हें 5० मोहरे भेंट की।?5 

इधर मुहम्मद खाँ वगश को अब अपनी सकटापमन्न स्थिति का ज्ञान हुआ । पर उसने 
साहस से काम लिया और तुरन्त ही किसी प्रकार १०,००० सवारो और १०,००० पैदलो 
की सेन्य सगठित कर अपने पडाव के आस पास खाइयाँ खोद कर दृढ मोर्चावन्दी कर ली ! 
स्थानीय जागीरदारों और जमीदारो से उसे किसी प्रकार की सहायता न मिल सकी। केवल 
भौधा का राजा जयसिह ही उसके साथ था। पर स्थिति की गभीरता से वह भी प्रभावित 
हुए बिना न रह सका। उसे अपनी सेना के १,००० सैनिकों में से केवल १०० सवार और 
2०० पैदलो को छोठ कर शेप सबको चले जाने दिया। ओरडे के राजा का भाई लक्ष्मण सिह 
कुछ समय तक तो बगश के साय रहा, पर वह भी शीघ्र ही कोई वहाना कर अपने ४-५ 
हजार सैनिका सहित वहाँ से चलता वना | वगश की स्थिति घनाभाव के कारण और भी 
सकटमय हो गई थी । चकला कडा की मालगुजारी अभी प्राप्त नहीं हुई थी । इधर गोला 
बास्द जौर रसद आदि की भी कमी थी | अतएवं बगश ने सम्राट्‌ के पास वार वार दूत 
दोडा कर एक हजार मन णीशा और एक हजार मन वारद, दो बडी तोयें तथा १५ रहकला” ' 
तुरन्त भेजने का आग्रह किया और अपने पुत्र कायम खाँ को शीघ्रातिशीघ्र ताराहवन से 
जैतपुर आने को लिखा ।5? 

मराठी सेना के कुछ हरावली दस्ते मुहम्मद खाँ वगण के पडाव से दो मील की दूरी 
पर अजनार की पहाडिय्रो मे १२ मार्च को ही था पहुँचे थे। इन दस्तों के सैनिको ने चलते 
हाए पशुओं को हका कर भगा ले जाने के प्रयत्न किये। पर बगश के सैनिको की सतर्कता से 


७६. दसारी--राजगढ से १६ मील पश्चिम उत्तर और छतरपुर से ११ मोल 
पूव दक्षिण । 

७७ महोबा--छतरपुर से ३२ मील उत्तर पूर्व । 

७८ सुजिस्ता० पृ० २१०, पेशवा० जि० २२, पृ० २२, २३, २४, पेशवा० 
जि० ३०, पृ० २८८-२०८६, वाड० २, पृ० २२६-२३०, बगाल० १८७८, पृ० २६८, 
देसाई ० २, प्‌ ० २०६ ॥ 

७६ रहकक्‍ला एक प्रकार की छोटी तोप होती थी। यह पहियोदार एक छोटी सी 
गाट़ी पर सगो होती थी, जिसे बेल सींचते ये । (आर्मो ऑफ दी इडियन सोग्रल्स-इविन, 
प्‌ृ० 2३६) । 

८० बगाल० १८७८, पु० र६८। 


बगदश-दुदेला युद्ध ६३ 


उन्हे विफल होकर लौट जाना पडा । दूसरे दिन यह दस्ते और अधिक समीप आ गये और 
मराठो ने ऊँटो, खच्चरो आदि भार-वाहक पशुओं को जो घास की खोज में आगे वढ गये थे, 
काट डाला । वगण ने इसके प्रत्युत्तर में १५ मार्च को जचानक उन पर आक्रमण कर दिया । 
पर वे बच निकले ६१ 

वाजीराव ने अपनी म॒स्य सेता के साथ जतयुर की ओर १९ मार्च को वढना प्रारम्भ 
किया । इसी वीच में आस-पास के बहुत से जमीदार भी अपने सेनिको सहित इस सेना में आ 
मिले थे जिससे इसकी सख्या वढ़ कर लगभग ७०,००० हो गई थी। मराठो और बुँदेलो की 
इस सयुक्त सेना ने मुहम्मद खाँ वगश को छावनी को चारो ओर से घेर कर आवागमन के 

मार्ग अवरुद्ध कर दिये, जिससे मुसलमानों को रसद मिलनी वन्द हो गई । अनाज के भाव एक 

दम बढ गये । खराब से खराव अनाज का भाव २० स्पया प्रति सेर हो गया और अन्य 
खाद्य पदार्थ तो किसी भी मूल्य पर प्राप्य नही रह गये थे । अगले दो माह तक बंगश के 
सैनिको ने किसी प्रकार ऊंटो, घोडो और बैलो के माँस पर निर्वाह किया। किन्तु मराठो 
ने कही भी अपने घेरे में शिथिलता न बाने दी ॥5२ 

कायम खाँ को अपने पिता की सकट्मय स्थिति के समाचार मिल चुके थे। वह रसद 
और सैनिक कुमक लेकर वेग से जैतपुर की ओर वढ्ा और अप्रैल समाप्त होते सूपार ३ 
तक आ पहुँचा। अव वाजी राव ने वगण की छावनी के घेरे को ढीला कर मराठो की एक शक्ति- 
घाली सेना को कायम खाँ का सामना करने भेजा । मराठो का घ्यान वेट जाने से वगच्म के 
कुधित और आतकित सैनिकों को वच निकलने का सुअवसर मिल गया। उनमें से अधि- 
काश छावनी छोड कर जैतपुर की जोर भाग निकले | केवल एक हजार सैनिक ही अब वगद 
के साथ रह गये थे। तभी बुदेलो ने अजनार की पृहाडियो से निकल कर वगश की छावनी पर 
छापा मारा। तीन घटे त्क घमामान युद्ध हुआ । अत में वगश को विवश होकर अपने बचे- 
खुचे सेनिको सहित ज॑तपुर के किले में घरण लेनी पटी | इसी वीच में २७ अग्रै को सपा के 
युद्ध में मराठो ने कायम खाँ को बुरी तरह पराजित कर भगा दिया। मराठो के हाथ वहुत-सा 
लूट का माल लूगा। इस लूट में ३,००० घोड़े और १३ हाथी भी शामिल थे [5४ 


४१. खुजिस्ता० पु० २११, बंगाल १८७८, पृष्ठ २६८-२६६, इविन० २, 
पृ० २३८। 

८२. वगाल० १८७८, पु० २६८, २६६, इविन० २, पृ० ३३८, पेशवा० जि० 
१३, ४५, ज़ि० ३०, पु० २८६। 

८३े- सुपा--जतपुर से १३२ मोल उत्तर-पूर्व । 

पंथ बंगाल० १८७८,प० २६६, इविन० २, पु० २३८, २३६, राजवाडें० ३, 
प्‌० १४, पेशवा० जि० ३०, प० २८६, २६१, देसाई० २, प० १०७ ॥ इस उठ के १३ 
हाथियों में से एक तो हिरदेसाह को भेंट दिया गया मौर बाकी साए के पास भेज दिये गये । 


हड महाराजा छतन्रप्ताल बुंदेला 


बवब मराठो और वृदेलो ने मिलकर जैतपुर के किले का घेरा डाला ।5७ पहले तो 
उन्होने एक्तदम धावा करके किले पर अधिकार करने के प्रयत्न क्यि, किन्तु भारी तोपों 
अभाव में वे सफल न हो नके | तब उन्होने किले में फंसी हुई मुसलमानी सेना की रसद 
बन्द कर उसे जात्मसमर्पंण करने को वाब्य करने की योजना वनाई । यह घेरा लगभग चार 
महीने तक चलता रहा | मुमलूमानो की रसद समाप्त हो गई । भूल से व्याकुल होकर वे 
अपने घोडो और तोपे खीचने वाले वे लो तक को मार कर खा गये। किसी भी प्रकार का भोजन 
उपलब्प नही था। जो भी थोडा-बहुत जाटा मिलता था, वह भी १०० रुपयो का केवल एक ही 
मेर आता था। यह आटा देनेवाले भी मराठे थे। कुछ मराठे सैनिक रात में आटा लेकर 
किले की दीवान्गे के नीचे आ जाते थे | इस आटे में आवा हड्डियो का चूरा मिला रहता 
था। किले के भीतर से रपये एक रस्सी में वाव कर नीचे लटका दिये जाते थे और मराठे 
उन्हे खोल कर आटा बाँव देते थे । तब यह रस्सी ऊपर खीच ली जाती थी। मुसलूमानो की 
दण्मा वहत घोचनीय और असह्य होती जा रही थी। वहत से भूख की दारुण यत्रणा से 
छट्पटा कर मर गये, एवं वहुत से किसी प्रकार किले से भाग निकले और मराठो को 
अपने टथवियार नौप कर चले गये ॥5६ 
मुहम्मद खाँ वगश ने हताश होकर वार-वार सम्राट, दरवार के उच्च पदस्थ अमीरो, 
और राजाओं के पास चरो को भेजकर ययासभव ज्ीघ्य कुमक भेजने की प्रार्थना की । पर 
व्ययं। सम्राट ने वत्यी खान दौरान समसमउहौला को ज॑तपुर की ओर कच करने के आदेश 
भी दिये, पर वह एक न एक वहाना कर उन्हे दालता ही रहा | इतना ही नही, उसने वदेलो 
को बुद्धिहीन सम्राट द्वारा वगथ की सहायतार्य सेना भेजने को सूचना भी दे दी और छत्रसालू 
को सुझाव दिया कि अगर वे उसके झत्रु मुहम्मद खत्राँ वगश का सिर काटकर सम्राट को नजर 
कर सकें, तो उनके सम्मान एवं पद में आज्यातीत वृद्धि होगी । खान दौरान सम्राट को यह 
समझाने में भी सफल हजा कि अगर वगश जैसे वीर और दुस्साहसी सेनापति की शक्ति 
अधिक बट गई तो वह कली भी समय विद्र ह कर नम्राट की स्थिति सकटमय बना दे 
सता हूँ 7? फ्लड यह हजा कि वगश को कही से भी कोई सहायता प्राप्त नही हो सकी। 
सब ओर से निराश होकर जव वगण ने अपने पुत्र कायम्ाँ को जवबके सूवेदार वुरह नुल्मुल्क 
से फैजाबाद में मिलकर जुछ सहायता प्राप्त करने को कहला नेजा। लेकिन वुरहानुल्मुल्क ने 


८घ५ इविन(वगाल० १८७८,पृ० ३०२) के अनुसार जंतपुर का घेरा मई, १७२९ 
फे मध्य में प्रारम्भ हुआ था जबकि पेशवा० (जि० ३०, पृु० २८६) के अनुसार मराठो ने 
२६ अव्रेच को यह घेरा डाल दिया या। पेशवा० का उल्लेख ही अधिक मान्य होना चाहिए । 

८६ बगाल० १८७८, १० ३००, इधिन, २, पृ० २३६, सियार० पृ० २६१; 
दिर० प७ १०३१ 


् 


८७ यरोद० पृ० १५३ (दो) १५४ (ए), इधिन० २, पृ० २३६-२४० । 


बंगश-बुंदेला युद्ध धर 


सहायता देना तो दूर रहा, उल्टे क्रायम खाँ को ही वन्‍्दी करना चाहा । उसके इस विश्वासघात 
से उसकी सेना के पठान सैनिक अत्यन्त कुपित हो उठे और उनमें से लगभग १,२०० कायमर्खाँ 
से जाकर मिल गये । कायम खाँ को वानगढर८ के अली मुहम्मद खाँ से भी कुछ सैनिक प्राप्त 
हुए। कायम खाँ तब अपनी उैतृक जागीर मऊ शम्शाबाद5 ९ में आया। यहाँ उसने लगभग 
३०,००० नये सैनिकों को १०० रुपये माहवार वेतन देने का लोभ देकर भरती किया और 
उनका विश्वास प्राप्त करने को अपनी पैतृक सपत्ति वेंच कर तथा वहुत सा धन स्थानीय महा- 
जनो से उवार लेकर उनके वेतन का कुछ भाग अग्रिम भी दे दिया । भव कायम खाँ ने इस 
सेना के साथ वुंदेलखड की ओर अपने पिता की सहायतार्थ प्रस्थान किया ।* ९ 

इवर जैतपुर के किले पर शत्रुओं का दवाव निरन्तर वढता जा रहा था । वगश की 
स्थिति दिन प्रति दिन विगडती जा रही थी। उसफे सैनिक खाद्य पदार्थों के अभाव में अघ- 
भरे हो चुके थे । किसी ओर से भी सहायता प्राप्त होने की आशा न होने से उनका नैतिक बल 
भी क्षीण हो चुका था। ऐसी दशा में वगश का अधिक दिनो तक टिक सकना असमव दिखने 
लगा था। किन्तु इसी बीच में मराठो की छावनी में भयकर महामारी फैल गई और सहसलो 
मराठे सैनिक उससे पीडित होकर मर गये । महामारी से घवडा कर और वर्षा ऋतु भी समीप 
होने के कारण मराठे अव घर लौटने को आतुर हो उठे थे। इसलिए पेशवा वाजीराव अब 
वूँदेलखड में और अधिक न ठहर सके और उन्होने मई २२, १७२९ को दक्षिण की ओर 
प्रस्थान कर दिया ।६१ 

पेशवा के चले जाने पर भी छत्रसाल अपने २०,००० सैनिकों सहित जैतपुर का घेरा 
डाले पड़े रहे । दो माह इसी तरह और निकल गये । तभी छत्नसाल को कायम खाँ के वृंदेलखड 
की ओर आने के समाचार प्राप्त हुए । उसकी सेता यमुना पार कर चुकी थी। इप्लिए अब 
छत्रसाल ने मुहम्मद खाँ वगश से कायम खाँ के आने के पूर्व ही सधि कर लेने में कुशल समझी । 
वगश को अभी कायम खाँ के वुंदेलखड में आगमन की सूचना प्राप्त नही हुई थी । अतएव 
उसने तुरन्त ही सधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये । इस सधि के अनुसार बगश ने अगस्त १७२९ 
ई० में जैतपुर के किले को खाली कर दिया और छत्रसाल के राज्य पर फिर कभी आक्रमण न 


डर 


करने का वचन दिया। छत्रसाल ने भी उसे पूर्व निश्चित राज्य कर देना स्वीकार कर लिया_ , 


००० ब् 4, सैनिकों रु कि ब्क हा 
और बगश को उसके वचे-खुच सेनिको सहित अपनी सेना के बीच से सुरक्षित निकल जाने 


८८ वानगढ--बदायूं से १० मौल उत्तर । 

८४६. सऊ वाम्शावाद--फर्रुखाबाद से १० मील उत्तर पश्चिम । 

६०. बंगाल० १८७८, पृ० ३०१; इविन० २, पु० २४० । 

६१. पेशवा० जि० ३०, पृ० २८६, इविन० २, पृ० २४० । मई ४, १७२६ ई. 
फो ब्रद्मेद्ग स्वामी को लिखे एक पत्र में चिमाजी अप्पा ने भो बाजीराव के बुंदेलसड में 
इस अभियान का उल्लेख किया है (ब्रह्मन्द्र स्वामी, चरित्र, पृ० ६८) । 


६६ महाराजा छत्नसाल बुंदेला 


दिया। मार्ग में मुहम्मद खाँ की भेंट कायम खाँ से हुईं। कायमर्खाँ वुंढेलो से पुन युद्ध 
करने को आतुर हो रहा था। पर वगश इससे सहमत न हुआ। शायद उसने हाल ही में 
बृंदेलो से की गई सधि को तोडना असम्माननीय समझा और फिर लुप्त होते हुए मुगल 
साम्राज्य एव कृतध्न सम्राट के लिए तुरन्त ही फिर छत्रसाल से दूसरा युद्ध प्रारम्भ कर सकटो 
को आमत्रण दे ना भी उसे मूर्खतापूर्ण प्रतीत हुआ । उसने कायम खाँ के साथ २३ सितम्बर को 
कालपी के निकट यमुना पार की और फिर कभी वुंदेलखड पर आक्रमण नहीं किया। 
हिजरी ११४४ (जुलाई १७३ १-जून १७३२) में वगश को इलाहाबाद की सूबवेदारी से हटा 
कर सर बुलद खाँ को वहाँ का सूवेदार नियुक्त किया गया ।६* 


६२ बगाल० १८७८, पृु० ३०१, ३०४, इविन० २, पृ० २४०-२४१, वरीद० 
पृ० १५४ (ए), मा० 3० ३, पृ० ७७१, ७७२, सियार० पृ० २६१, २६२। 
सिपार० पा यह उल्लेंय गलत है कि फायम साँ ने मुहम्मद खाँ बगद को जतपर के 
घेरे से मस्त शिया । हे 


डीँ 


छत्न्साल अर बार्लीराग 


च्छ 
४) 
९ 


१. पेशवा को तिहाई राज्य देने का वचन 


मुहम्मद खाँ बेंगण के विरुद्ध सामयिक सहायता देकर पेशवा बाजीराव प्रथम ने 
छत्रसाल को अपने कृतज्ञतापाश में आवद्ध कर लिया था। छत्रसाल अब बहुत ही वृद्ध हो गये 
थे। वे अपने पुत्रों की अयोग्यता और आपसी द्वेंष को भी भलीमाँति समझते थे, अतएव उन्होने 
अपने राज्य को शत्रुओ से सुरक्षित बनाये रखने के लिए बाजीराव प्रथम की सहायता तथा 
समर्थन प्राप्त कर लेना आवश्यक समझा और इसीलिए क्तज्ञता एव राजनीतिक कारणो से 
प्रेरित होकर उन्होने पेशवा को अपना पुत्र मानकर राज्य का तीसरा भाग उन्हे देने का वचन 
दिया ।१ वुदेलेखडी जनश्रुतियो के अपुसार छत्नसाल ने मस्तानी नामक इतिहास प्रसिद्ध 
नर्तंकी भी इसी सम्॒य बाजीराव को भेंट की थी ।९ इस प्रकार पेशवा के इस बुंदेलखड में 


१. पन्ना० २०, ३६, ६२, ६३, ६१, ६२, ६४; देसाई० २, पु० १०७; गोरे० 

पृ० २१८, २२०, मराठ्पाँचे पराक्रत (बुंदेलल्लड प्रकरण) पु० ७३-७५ । 

पन्ना पत्र सग्रह में छुज्लाल हारा बाजीराव फो लिखा फेवल एक ही पत्र (पन्ना० 
२०) प्राप्त हुआ है । छत्नताल की मृत्यु के पश्चात्‌ यह पन्न पन्ना० ६४ के अनुसार बाजी- 
रावने हिरदेपाह के देखरं के लिए भेजा था, इसलिए यह पन्ना में उपलब्ध हो सका हैँ । 
इस पत्र (पन्ना० २०) में छत्नसाल वाजोराव को लिफते हे, “बंगेस को लडाई में हमने 
तुमकी बुलावी तुमने फरे करी ऊ को भगा दवो हम तुमारे ऊपर षुतती है तुमने चुढ़ापे में बडी 
मिरजाद राषो तीपाय तुमकौ राज से तीसरो हीसा मिल हूं अवे हम ईसे नही देत क॑ लडे 
भिडे से कछ जाघा और मिल गई पन्द्रह बीस लाप की ती फिर सब हिसाव लगा के तीसरो 
हीता दवी जे है ई म॑ सपेय ना समशझ्ििप्रो हाल मे दो लाख रुपया तुमारे पर्च कौ दये जात 
हैँ सो ले जावो और बषत बेरा फी पवर लगाये रहीयो ।” * 

२ मस्तादी के प्रारम्भिक जीवन के सत्रंय में कोई भी विद्वसनोय विवरण उप- 
लब्घ नहीं है । अधिकतर यही धारणा प्रचलित है कि छत्रसाल ने ही उसे पेशवा को भेंट किया 
था। वृदेललडी जनश्रुतियों के अनुसार वह्‌ छन्नसाल की मुग़लानो उपपत्नो से उत्पन्न फन्‍्या 
थी। विद्येष जानकारी फे लिए निम्नलिखित प्रन्य देखें -- 

देघाई० २, पु० १०८, १७८ १८०; मराठो रियासत (५), पृ० ४०३-१५, 
नाग० प्रचा० पत्रिका, जि० ६, पु० १७६-८०; पेशवा० जि० ६, ३०-२४, ३५, ३६; 


६८ महाराजा छत्नसाल बुदेला 


अभियान से छत्रसाल और मराठो के आपसी सबधो में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए । सम्राट 
मुहम्मदशाह के राज्यकाल के प्रारम्भिक महीनो तक छत्रसाल मराठो के विरुद्ध मालवा में 
शाही सूवेदारों और सेनायतियो से सहयोग करते रटे थे ।१ पर अब उन्होने इस विरोध को 
सदैव के लिए त्याग कर मराठो से मँत्रीयूर्ण फौर सहयोगात्मक सबध स्थापित किये। 

छतप्तसमाल ने वाजीराव को अपने राज्य का तिहाई भाग देने का वचन तो दे दिया था, 
पर जैसा कि उनके पत्रो से विदित होता हैं उनकी इच्छा जहाँ तक हो सके, वहाँ तक उसे 
टालतें रहने की ही थी। अपने पुत्र हिरदेसाह को उन्होने एक पत्र में सलाह दी थी कि उनकी 
मृत्यु के पण्चात्‌ भी जहाँ तक बन पडे, वहाँ तक पेशवा को उनका भाग देने में विलम्ब किया 
जाय और पेशवा के दूतो या प्रतिनिधियों को छोटी-छोटी रकमे देकर ही सतुप्ट रखा जाय । 
इतना ही नही, छत्नसाल ने पेशवा को अपने राज्य की आय भी कम वताई थी, ताकि उन्हें 
कम से कम भाग देना पड़े । छत्रसाल के राज्य की वास्तविक आय डेंढ करोड थी पर पेशवा 
को उहोने केवल एक ही करोड बताई थी ।* छत्नसाल के लिए यह वात शोभनीय नही थी, 
लेकिन जीवन भर कठोर सवर्य कर उन्होने जिस राज्य का निर्माण किया था उसे वे अपने 
ही जीवन में खडित होते देखना नहीं चाहते थे | छत्रसाल को विवशता की स्थिति में पेशवा 
को तिहाई राज्य का वचन देना पडा था, किन्तु हृदय से वे यही चाहते थे कि उनके राज्य का 
अपिज्ञाँग भाग उनके उत्तराधिकारियो के लिए ही सुरक्षित रहे । इमीलिए उन्होने पेशवा 
को अपने राज्य की आय कम वताई थी । छत्रसाल का ऐसा करना परिस्थितियों को देखते 
हुए स्वाभाविक ही था । 
भारत इतिहास सशोघक मडल शत्रेमासिक जि० ६, श्री दिवेकर का लेख, पोतदार का 
मराठाज्ञ इन दो लेंड आफ कंव बुंदेलाज्ञ नामक लेस, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, मार्च ११, 
१६५६ में मस्तानी और पेशवा बाजीराव फी अनोछी प्रेम गाया' शोपंक से प्रकाशित मेरा 
लेख, दिघे० पृ० २०१॥ 

३ इसो प्रय का चोया अध्याय देखें। 
४ पतन्ना० २०, ३९। 

छम्गसाल अपने दूसरें पत्र (पन्ना० ३६) में हिरदेसाह फो लिखते हे -- 

“हुंड करोड फो रियासत हमारी हू रही पेंसवा को एक फिरोड फी बताही 
हती तो मे से पच्चीस तोस लाप की संमार ज़ागोरदार बगरह फो दे दई पचहत्तर लाप फो 
जाघा है हमारों राय जा हू पँ अब लो हमने वन को तोसरा होसा नहीं दयो न देन विचारे 
आयें पेसवा नें अपने लड॒णा (? ) को पठवायों हतो तिहरा मप्पे सो मन भर दयों हूँ वा 
एश साथ रपेया दवों हैँ निहरा नहीं दयो तुमफो चाहिये फ हमारे वपरांत जहाँ लौ वर्ने 
तर्थ ना पेयवा शो तिहरा न दवो जाये जब आवे तब फ्ट रुपहया दे दये जावे आगे फिर 
देदो जे है । 


खुन्नसाल और वाजोराव ९९ 


२ वबाजोराबव और छुत्रसाल के उत्तराधिकारी 

छत्रसाल ने मराठो से जो मैत्रीपूर्ण मवब स्थापित किये थे, वे उनके पश्चात्‌ भी ज्यो 
के त्यो रहे और उनके पुत्र उत्तरी भारत में मराठो की शवित के प्रसार में भरपूर सहयोग 
करते रहे । * छत्रसाल की मृत्यु (दिसम्बर ४, १७३१) के कुछ ही समय पश्चात्‌ उनके 
पुत्र हिरदेंसाह और जगतराज ने दो लाख की जागीरें पेशवा के प्रतिनिधियों को सौंप दी ।९ 
वाजीराव ने भी छत्नसाल की मृत्यू पर शोक प्रकट करते हुए एक सवेदनापूर्ण पत्र हिरदेसाह 
को भेजा और उन्हें सकट में हर प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया ।९ सन्‌ १७३२ 
के अन्त के लगभग चिमाजी अप्पा को छत्रसाल के राज्य में से पेशवा का भाग निश्चित करने 
और स्थानीय राजाओं से राज्यकर वसूल करने के लिए वुंदेलखड भेजा गया । चिमाजी ने 
आते ही गोविन्द वललाल खेर को हिरिदेसाह और जगतराज के पास रवाना किया। गोविन्द 
बलल्‍लाल ने जगतराज से एक लाख और हिरदेसाह से सवा लाख की जागीरें एव राजगढ का 
किला प्राप्त किया ।5 पर छत्रसाल द्वारा निर्धारित उनके राज्य का तिहाई भाग अभी भी 
पेशवा को प्राप्त न हो सका गौर जैसा कि पेशवा बाजीराव के कुछ पत्रो से विदित होता है, 
छत्रसाल के उत्तराधिकारी उसे वहुत समय तक टालने में सफल हुए । * 


५. वुंदेललड में वाजीराव के समय में मराठो के प्रसार के लिए, पेशवा० जि० 
१४; ७-६, १२५, १३, २३, ३६, ४६, ५१५ओर जि० १५; ४, ८-१६, ८७-६० आदि 
देखें । 

६. पतन्ना० €० ॥ 

७ पन्ना० €१। इस सर्वेदनापूर्ण पत्र में भी बाजीराव छन्नसाल के राज्य में अपने 
तिहाई भाग को नहीं भूलते, और पत्र को अन्तिम पक्तियों में उसकी ओर संकेत करते हुए 
लिखते हूँ *-- 

“महाराज ने हमकौ लडका करफ मानो है, सो म॑ वही तरा आपको अपनो भाई 
समझो हो जब काम परे हाजर होक॑ तामील करो और तिहरा महाराज ने कह दयो रहे ऊ 
फो पथाल आपको चाहिए हमको फछ नहीं कहने है आप पुद समझदार हे ।” 

मे पेशवा० जि० १४, ७-६। 

६ पन्ना० &४ ६६। यह दोनो पत्र वाजीराव ने हिरदेसाह को लिखे हैँ । पहिले 
पत्र (पन्ना० ६४, फरवरी १२, १७३४) में बाजीराव अपने तृतीय भाग को शीघ्र हस्तां- 
तरित न करने पर हिरदेसाहु पर अपना असतोष व्यक्त करते हुए लिखते है *-- 

“जो आगे पत्र लिपो रहे, तो म॑ तिहरा क॑ होसा मघे लिपो रहे ऊ कौ जवाब कछ 
ना दवो गयो आप झूठो समझत होवे के तिहरा महाराज (छत्नसाल) ने नहीं कहो चजनस 
असल पातिरी महाराज की बकसो मुसद्दी की लिपी भयी सही मुहर फे यहा से पठवाई है 
नजर होकर भेज देवी मर आप ना पठयाव तो कछ_ हरज नहीं है जा वात सब कोऊ जानत 


१०० महाराजा छत्नसाल बुंदेला 


पेशवा बाजीराव प्रथम ने अपना भाग प्राप्त करने के लिए छत्रसाल के पुत्रो के प्रति 
कठोरता का वर्ताव करना उचित नहीं समझा । वे केवल पत्रो द्वारा ही अपना असतोष 
व्यक्त करते रहे । वाजीराव को उत्तरी भारत में और विशेषकर वुंदेलखड में मराठा 
साम्राज्य के प्रसार के लिए छत्रसाल के उत्तराधिकारियों के सहयोग की आवश्यकता थी। 
इसीलिए शायद वे उन पर अधिक दवाव न डाल सके । और फिर पेशवा के हृदय में छत्साल 
के प्रति बहुत सम्मान भी था। ११ इन्ही कारणो से बाजीराव ने छत्रसाल के पुत्रो के प्रति 
बहुत ही उदारतापूर्ण नीति अपनाई । हिरदेसाह और जगतराज से पेशवा ने कई सधियाँ कीं 
जौर शत्रुओ के आक्रमण करने पर उन्हे भरपूर सहायता देने का आश्वासन दिया। इन सधियो 
में पारस्परिक सहयोग की जो वातें निश्चित की गई थी उनमें ये भी थी कि मिलकर शाही 
प्रदेशों की जो लूट की जाय, तो लूट का माल आपस में सेना के अनुपात से बाँट लिया 
जाय तथा एक दूसरे के यहाँ से भागे हुए जागीरदार, सवधियो और कमंचारियो को शरण 
नदी जाय ।१ १ 

परिणामत पेशवा वाजीराव और छतन्रसाल के पुत्रों के सवध मंत्रीपूर्ण ही रहे । 
बाजीराव ने एक निष्ठावान पुत्र की तरह छत्नसाल की छतरी का तिहाई व्यय भी देना स्वी- 
कार क्या | इस छुतरी का निर्माण भी उनके जीवन काल में प्रारम्भ हो गया था। पर पेशवा 


हैं के बगस फी लडाई में पेसवा की महाराज छत्नसाल ने अपने राज से तीसरो हीसा देन कहो 
है चाहिये के लिपो पे आपको पयाल करो चाहिये ।” 

दूसरा पत्र (पन्ना० ६६, जुलाई १२, १७३८) एक सधि पत्र को तरह हूँ जिसमें 
वाजीराव ने तिहाई भागकी माग करते हुए ५ लाख की जागीरो की प्राप्ति स्वीकार फी हैं। 
यह पत्र भो बुदेलसडो में हूं । इसकी ज्यों की त्यो मराठी नकल राय बहादुर चीमा जी वाड 
द्वारा सकलित  ट्रोटीज़, एग्रोमेंट्स एण्ड सनदस” में पृ० £-१० पर दी गई हैँ । इस सघि- 
पत्र फो बुंदेलसडी और मराठो दोनो में ही लिखे जाने से यह स्पप्ट है कि पेशवा द्वारा बुंदेल- 
पड़ के राजाओ को भेजे जाने वाले पत्र वुंदेलखडी में ही लिखे जाते थे और महत्त्वपूर्ण पत्रो 
फी प्रतिलिपि मराठी में कर ली जाती थी । 

उपर्युक्त दोनों पत्रों के उल्लेसो फे आधार पर डा० दिघे (पृ० ११३) का यह कथन 
कि छप्नसाल के “राज्य का बटवारा निविरोध हो गया” उचित नहीं जान पडता। छत्नसाल 
फे पुत्रो और पेशवा में राज्य पा विभाजोकरण घोरे-घोरे टुकडो में हुआ था, और पेशवा फो 
अपना भाग प्राप्त फरने फे लिए दवाव भी डालना पडा था। 

१० ट्रििसाह और जगतराज फो लिखे सवेदना फे पत्र (पन्ना० ६१ ) में वाजी- 
राय छप्तमाल को कक जू' कह यर सबोधित फरते है । छत्नसाल फे पुत्र भी उन्हें फफा जू 
कहने थे । 

११ पद्रता० ६०, ६१, €३, €६ । 


छत्बनतताल और दाजीराव १०१ 


की अकाल मृत्यु (अप्रैल २८, १७४० ) से उसका निर्माण कार्य पूरा न हो सका। यह अपूर्ण 
छतरी अभी भी जैसे पेशवा बाजीराव की कई भअपूर्ण आकाक्षाओं की प्रत्तीक-स्वरूप मऊ 
सहानियाँ में धुवेला ताल के निकट स्थित हैं ।१ ९ 


१२- घुवेला ताल मऊ सहानिया से एक मील पर है । मऊ सहानिया मध्यप्रदेश 
में नोगांव से ४ मोल दक्षिण में है ! इसी छतरी के पास ही हिरदेसाह और जगतराज द्वारा 
बनवाई छंम्नताल को एक दूसरी छतरी है, जहा मभी भी छत्रसाल के सिरोपाव और जामे 
को पुजा होती है । 


छक्साल ऋगर प्रयाग गुरु स्वामों ग्रारहनाय 8७ 5 


१. प्रणामी सप्रदाय प्रवत्तक आओ देवचद्र 


प्रयामी सम्प्रदाय * के प्रवत्तेक देवचन्द्र का जन्म अमरकोट के एक कायस्थ परिवार 
में आद्विन सुदि १४, सवत्‌ १६३८ वि० (अक्तूबर ११, १५८५१६ई०) को हुआ था । उनके 
पिता मत्तू मेहता एक घनी व्यापारी थे और उनकी माता कुँवरबाई बडी ही घर्मपरायणा 
स्त्री थी। देवचन्द्र पर माता के धार्मिक जीवन का बहुत प्रभाव पडा था और वचपन से ही 
उनका झुकाव घर्मं और आध्यात्मिक प्रइतों की ओर अधिक था ।* 
तेरह वर्ष की आयु में एक बार देवचन्द्र अपने पिता के साथ कच्छ गये । यही उनकी 
भेंट हरिदास गुँसाई से हुई । देवचन्द्र इनसे बहुत प्रभावित हुए और कुछ समय पदचात्‌ उनके 
शिष्य भी हो गये। व्यापारिक वस्तुएँ क्रम-विक्रय करने के पश्चात मत्तू मेहता पुत्र सहित 
अमरकोट लौट आये । भोजनगर में हरिदास गुँसाईं से भेट होने के पदचात्‌ देवचन्द्र का 
झफाव आध्यात्म की ओर और भी अधिक हो गया। बे तीन वर्षो तक बहुत ही लगन से धर्म- 
ग्रयो का अध्ययन करते रहे | इस अध्ययन से उनकी जिज्ञासा और भी वढी, तथा अनेक धर्म 
सवयी शकाएं उनके मन में अकुरित हुई । उनका हृदय अशात रहने लगा और वे एक दिन 
गृह त्याग कर कच्छ की ओर चल पड़े । इस समय उनकी आयु केवल १६ वर्ष और ७ महीने 
की थी । कच्छ में आकर उन्होने विभिन्न घर्मो क॑ विद्वानो और सतो का सत्सग कर मन की 
अश्ञाति दूर करने के प्रथत्त किये और उस समय वहाँ प्रचलित सप्रदायों के सिद्धान्ती 
का भी ज्ञान प्राप्त किया। मूत्ति पूजा और तपस्या की ओर से उनकी श्रद्धा कम होने 


१ यह सम्प्रदाय निजानन्द सप्रदाय, प्रणामी और घामो तथा प्राणनायी सप्र- 
दायो के नाम से भी विख्यात हैँ। इस सम्रदाय के प्रवर्तक देवचन्द्र फो निजानन्द भी फहते थे, 
इसलिए इस सम्रदाय को निजानन्द सम्रदाय कहा जाने लगा। प्रणामी शब्द प्रणाम से बना 
है। इस सम्रदाय के अनुपायो एक दूसरे से मिलने पर प्रणाम करते हे, इसलिए इसका नाम 
प्रणामी सम्रदाय पड गया। इसो प्रकार इस सम्प्रदाय के दूसरे और प्रमुख प्रचारक स्वामी 
प्राणताय जी ये कारण इसे प्राणनायी नाम दे दिया गया। प्रणामी सप्रदाय फे अनुयायी पन्ना 
फो घार्मा यहनते ईं, इसलिए फेवल पन्ना में रहने बाले प्रणामियो को घामी फहा जाता है । 
भारत ये अन्य भागों में यह संप्रदाय प्रणामी सप्रदाय के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है । 

२ मेहराज०प० ४, वृत्ताव०प्‌० ४,५। 


छत्साल और प्रणामी गुए स्वामी प्राणवाय १०३ 


लगी । वे विद्वान मौलवियों से भी मिले। पर उनकी शकाओं का समाधान ने हो सका । 
देवचन्द्र ने फिर वेदों का अध्ययन प्रारम्भ किया, किन्तु उनके जिन्नासु हृदय को तव भी 
तृप्ति न हुई |? 

प्रचलित धामिक सप्रदायों के तुलनात्मक अध्ययन से देवचन्द्र के लक्ष्य में उन सवकी 
अतनिहित एकता तो आ गई थी, पर अभी भी वे अपने लिए कोई मार्ग निश्चित न कर सके थे । 
वे तव भोजनगर में जाकर हरिदास गुसाई से मित्रे और उनके पास ही रहने लगे ।*४ हरिदास 
गुंसाई रावावल्लभ सम्प्रदाय के थे । उनके सपर्क में आने से देवचन्द्र भी अब इसी सम्प्रदाय में 
दीलित हो गये । उन दिनो रावावल्लभ सम्प्रदाय का कच्छ में वहुत ही वोलवाला था । 
इसमें वाल$#ण्ण की उपासना होती थी । यह कृष्ण की न्रजलीला को ही अधिक महत्त्व देता 
था और इसके अनुयायी अपने आपको कृष्ण की सखियाँ समझ कर सखी भाव से वालकृष्ण 
की उपासना करने थे । वे कृष्ण को परमात्मा और सखियो को या स्वय को परमात्मा कौ 
खोज में मठकी हुई आत्माएँ मानते थे। राघावल्लम सम्प्रदाय के लोग वालम॒कुन्द की मत्ति 
की पूजा करते थे और भागवत पुराण का ही ध्मे-प्रथ की तरह पारायण करते थे। देवचन्द्र ने 
भी भागवत का अध्ययन किया जिसके फलस्वरूप एक नवीन धर्म की कल्पना उनके मन में 
उदय हुई । 

देवचन्द्र को अब गृहत्याग किये ४ वर्ष हो चुके थे। उनके माता-पिता उनकी खोज करते 
हुए हरिदास गुँमाई के पास आ पहुँचे । उन्होने देवचन्द्र को सासारिक मोहो में लिप्त कर 
आध्यात्म की ओर से उन्हें विमृख करने के लिए किसी प्रकार समझा-बुझाकर उनका विवाह 
भी कर दिया। पर वे देवचन्द्र को उनके मार्ग से विचलित न कर सके, और विवाह के पश्चात्‌ 
भी देवचन्द्र अयने गुर हरिदास गुंसाई के पास रहकर ही अत्यन्त भक्तिपूर्वक उनकी सेवा 
करते रहे। इस प्रकार ८ वर्ष तक हरिदास गुँसाई के पाम रहकर लगभग २४५ वर्ष की आयु में 
देवचद्ध भोजनगर से जामनगर चले आये | यहाँ वे चौदह वर्ष तक भागवत पुराण और अन्य 
धर्मग्रयो का अध्ययन करते रहे । जामनगर में कान्हूजी नामक एक प्रसिद्ध विद्वान भागवत की 
कथा कहते थे। देवचन्द्र उनकी कथा कहने के ढंग से ओर उनकी व्याख्या से बहुत ही प्रभावित 
हुए और १४ वर्ष तक वे नित्य ही उनकी कथा सुनने जाते रहे ।४ 

प्रणामी धर्मग्रयो के अनुसार देवचन्द्र को ४० वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था।' 
उनके इस नवीन ज्ञान का आवार भागवत पुराण ही था। इसी पुराण के गहन अध्ययन से 
उन्होने अपने सप्रदाय के सिद्धातों की सृप्टि की थी | उनके प्रचार के लिए वे भागवत की कया 


हे; बृत्तात० पु० ३५-७५ १ 

है: बही, पृ० ७८-७६ 

२. वृत्तात० पृ० ७६-८१, ८८, १०५, १०८, १२६ आदि, भेहराज० पृ० ८५, १५। 
६- चृत्तांत० पृ० ११६, १२६; मेहराज० पृ० २१॥ 


१०४ महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


बहुत ही प्रभावोत्यादक ढग से कहकर उसकी अपनी अलग ही व्याख्या कर श्रोताओ को मुग्ध 
फर लेते थे। देवचन्द्र के प्रयम शिष्य गाँगजी भाई थे। उनके शिष्यों की सख्या शीघ्र ही 
यढ गई । इन शिष्यों में मेहराज भी थे जो कालान्तर में प्राणनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
देवचन्द्र के विचारों को एक नये सप्रदाय का रूप देकर उन्हे प्रचार करने का श्रेय इन्ही 
मेहराज को हूँ । 


२ द्वितोय गुरु स्वामी प्राणनाथ 


प्रगामी सत्रदाय के द्वितीय प्रसिद्ध गुए स्वामी प्राणनाय ने जामनगर (काठियावाड ) 
में आश्विन कृष्णा चतुर्देशी सवत्‌ १६७५ (रविवार, सितम्बर ६, १६१८ ई० ) के दिन एक 
क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया था। इनके बचपन का नाम मेहराज था । प्राणनाथ के पिता 
का नाम केशव ठाकुर और माता का नाम धनवाई था । प्राणनाथ के ज्येष्ठ म्राता गोवद्धंन 
देवचन्द्र के परम भक्त थे। जब प्राणनाथ १२ वर्ष के थे तभी एक वार गोवद्धंन उनको देव- 
चन्द्र के पास ले गये ।९ देवचन्द्र प्रागनाथ की ओर आकर्पित हुए। प्राणनाथ भी देवचन्द्र से 
मिलकर बहुत प्रभावित हुए और यह पारस्परिक आकर्षण शीघ्य ही गुरु और शिप्य के 
पविग्न सतवो में परिर्वात्तित हो गया। प्राणनाथ ने अपने गुरु के चरणो में बैठकर नये सिद्धातो 
का श्रवण किया। उन्होने वेदों और पुराणों का भी अध्ययन कर अपने ज्ञान में वृद्धि की । 
इसी बीच में प्राणनाथ का विवाह भी हो गया था | उनकी पत्नी का नाम बाईजी था। वाईजी 
सदेव यात्राओ में अपने पति के साथ ही रहती थी । 

पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ प्राणनाथ कुछ समय तक जामनगर मे प्रधान मन्त्री के 
पद पर कार्य करते रहे । पर सामारिक वधन उन्हें अधिक समय तक जकड कर न रख सके | 
वे सत्य की खोज में थे। उनका हृदय अद्यान्त था और उनकी आत्मा इन बन्धचनो को तोड 
कर उन्हें नई दिशा में बढवये को प्रेरित कर रही थी | देवचद्र की मृत्यु भादो सुदि १४ सवत 
१७१२ (वद्वयार सितवर ५, १६५५ ई०) को हो गई ।5 उन्होने एक बार प्राणनाथ से 
अपने उपदेशो को भारत के अन्य भागो में प्रचार करने की अभिलापा व्यवत की थी । प्राण- 
नाथ ने अब यह कार्य स्वय पृण करने का निघ्चय किया ।"* उन्होंने राजकीय पद त्याग कर 
देवनद्र के भिद्वान्तो के प्रचार के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों की यात्राएं आरभ की । इन 
यात्राओ में वे अपने उपदेश देकर वाद-विवाद आमश्रित कर श्रोताओं की क्षकाओं का 
समायान करते थे। कई बार उनके वाद-विवाद विद्वान, मौलवियो, ब्राह्मणों, कवीर पथियों 
नोए नानउयविया, तथा अन्य सत्दायों के अनुपादयों से हुए । उनमें से कई तो उनसे 


७ मेहराज० पु० २४, वृत्तात० पृ० ११२, १४७-४८ आदि। 
८ मेहराज० पूृ० ३२, वृत्तात० पृ० १२७ । 
६ वृत्तात० १० १५०। 


छत्नसाल और प्रणामो गुए स्वामी प्राणनाय १्ण्५ 


प्रभावित होकर उनके शिष्य भी हो गये । काठियावाड, मिघ, कच्छ आदि देशो के सिवा 
आणनाथ ने फारस की खाडी में स्थित वदर अव्वास, राजपूताना, उत्तरी तथा मध्य भारत 
आदि की भी यात्राएँ कर अपने सप्रदाय का प्रचार किया । 
यह वह समय था जब औरगणज़ेब की प्रतिक्रियावादी हिंदू विरोधी नीति का प्रारभ 
हो चुका था | हिंदुओ के मदिर ढहाये जाने लगे थे और उनकी धामिक सुविधाएँ छीन कर, 
उन पर कर लगाकर उन्हें पग-पग पर अपमानित और लाछित किया जा रहा था। हिंदुओं 
के हृदय में विरोधाग्नि सुलग उठी थी। दक्षिण में शिवाजी की सफलताओं की गूंज अभी तक 
व्याप्त थी। उससे हिन्दुओ में मृगल साम्राज्य को चुनौती देने का साहस उत्पन्न हुआ । मुगल 
विरोधी इस लहर का प्रभाव प्राणनाथ पर भी पडा | उन्होने अपने उपदेशों में औरगजेब 
की इस नीति की स्पष्ट निंदा आरभ कर दी और सक्रिय रूप से उसके विस्द्ध प्रचार करने 
लग गये । कहा जाता हैं कि उन्होने राजा जसवन्तर्सिह राठौर और राणा राजसिंह को 
मुगलविरोधी पत्र लिखे | वे स्वय उदयपुर गये और एक पन्न मेजकर राणा राजसिंह को 
अजमेर पर उमडती हुई औरगजेव की सेनाओ का कडा मुकाबला करने को उकसाया । 
पर राजसिह ने उन्हें तुरत ही उदयपुर छोड कर चले जाने के आदेश दिये और उन्हें विवश 
होकर लोटना पडा । यह भी कहा जाता हैं कि उन्होने स्वय औरगज़ेब से मिलकर उसे 
समझाने के विकल प्रयत्न किये ।१ ९ 
इधर ब्रुदेललड सें छुश्मसाल का स्वतन्त्रता युद्ध आरम हो चुका था । उनकी प्रार- 
मिक सफलताओ के कारण स्वामिमानी बुदेलखडी उन्हें धर्म और स्वतत्रता के रक्षक समझ 
उनके झडे के नीचे शीघ्यत्ता से एकत्र हो रहे थे। छत्रसाल के यश ने प्राणनाथ को बुंदेलखंड 
की ओर आने को प्रेरित किया। छत्रसाल ने सैनिक शक्ति सग्रह कर ली थी । परन्तु उन्हें 
और उनके सैनिको को अभी नंतिक और आध्यात्मिक वल की आवश्यकता थी । स्वामी 
प्राणनाथ के वुंदेलखड आने से उनकी यह बडी कमी भी दूर हो गई । छश्नसाल और प्राणनाथ 
की महत्वपूर्ण भेंट मऊ के समीप ही आकस्मिक रूप से १६८३ ई० में ही किसी समय हुई । 
छत्रसाल द्वारा जगतराज को लिखे एक पत्र के अनुसार प्राणनाथ से उनकी भेट मऊ के पास 
एक जगल में हुई थी। वे उस समय विल्कुल अकेले शिकार के लिए निकले थे ।११ इस भेंट 
के पश्चात्‌ स्वामी प्राणनाय स्थायी सर्प से बुंदेलखड में निवास करने लगे और यही पन्ना में 


१०. वृत्तात०१० २४१, ३१०, ३१२-१७; मेहराज० पु० १६०-१६१। 

११ पन्ना० ४६। छत्र॒प्ताल इत्त पत्र में लिखते हे कि यह भेंट सवत्‌ १७३२ 
(१६७५ ६०) में हुई थी। पर प्रणामी धर्म ग्रयो में दो गई इस भेंट की वर्ष सवत्‌ १७४० 
(१६८३ ई०) ही यहाँ मान्य समझी गई हू । विशेष जानकारी फे लिए परिशिष्ट देखें । 

वृत्तात० पु० २३४६-४७; मेहराज० पु० २११-१२; नवरगदास फी वाणी पृ० 
१७४; ललदास दोतक प० ४८६६-६२ । 


१०६ महाराजा छत्नसाल वुंदेला 


उनकी मृत्यु शुक्रवार, श्रावण वदी ३, सवत १७५१ (जून २६, १६६४ ई०) को 
हो गई । १ ९ 


३ श्री प्राणनाय और छम्रसाल 


छम्रमाल और स्वामी प्राणनाथ के सवध शिवाजी और समर्थ गृरु रामदास जैसे 
ही थे। प्रागनाथ ने छ॒त्रसाल को नैतिक और अध्यात्मिक बल देकर उनके राजनीतिक 
उद्देष्यो का महत्त्व वुदेलखडियों की दृष्टि मे बहुत वढा दिया। शिवाजी पर स्वामी रामदास 
का प्रभाव तो राजनीतिक की अपेक्षा आध्यात्मिक ही अधिक था ! परतु प्राणनाथ राजनीतिक 
छेत्र में भी छम्तमाल के वहुत वडे सहायक सिद्ध हुए । उन्होने वुदेलबड में औरगज़ेव की 
हिंदू विरोधी प्रतिक्रियावादी नीति की अपने उपदेशो में स्पष्ट रूप से कठोर निदा कर छत्र- 
साल के पक्ष में सुदुइ जनमत का निर्माण किया और जनता को उनके स्वतत्रता सग्राम में 
पूर्ण योग देते को सफलतापूर्वक उकसाया | अपने एक ऐसे ही उपदेश में वे चुनौती सी 
देते हुए कहते हैं -- 
राजा ने मलो रे राणे राय तणों ॥ धर्म जातारे कोई दौडो ॥ 
जागो ने जोबा रे उठ पड़े रहो ॥ नींद निगोडी रे छोडो ॥ १ 
टुटत हैरे पर्ग छत्रियों से ॥ धर्म जात हिंदुआन ॥ 
सत न छोडो रे सत्यवादियो ॥ जोर वढ्यो तुरकान॥ २ 
पैनोकी में रे उत्तम पड भरत कौ ॥ तामे उत्तम हिंदू घरम ॥॥ 
ताके छम्रततियो के सिर ॥ आये रही इत सरम ॥ ४ 
असुर लगाये रें हिदुओ पर जेंजिया ।। वाको मिले नहीं पानपान ॥ 
जो गरीब न दे सर्के जेजिया ॥ ताय मार करे मुसलमान ॥१६ 
वात सुनी रे बंदेल छम्रसाल ने ॥ आगे आय पडा ले तरवार॥ 
सेवा ने लई रे सारी सिर पेंच के ॥ साँडये किया सेन्यापति सिरदार ।॥२० 
(कुलज़म किरतन प्रकरण ५७) 
प्राणनाव के वर्गविहीन सप्रदाय के सिद्धान्तो और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर 
बटूत में लोग उनके जनपरायी हो गये थे। इनमें से बहुत से छत्रसाल की सेना में भी भरती 
हो गये । प्राणनाय स्व॒य कभी कभी छत्रसाल के सैनिक अभियानों में उनके सैनिको का साहस 
बटाने ये विए साय हो जिया करते थे।१३ इतना ही नहीं उन्होंने छत्रसाल के राजनीतिक 
पहेंश्यों में घामिफता की पुट दी सौर उनमें आध्यात्मिक दैवी शक्ति एवं व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा 
बर यु देतपरटियों के हदय में उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा उत्तन कर दी। प्राणनाथव ने ही 
१० चूत्तान पृ० १२८। 
१३ चहों पु० ८४५४-४६ । 


कक का 


६ पे 7047:4#7 ब्स्द धर अर गक ००००२ ०-न_ न चुरा / 


अंक कक पिता चल "कमा पदक की कम फल कक आर ड़्क्रा छल फ़ # डॉ 
_ कु फृष्त ह३। ॥ छा १4 कह पर त््ः का कक ह 
है) हु प् हो ] | हि ह 7/, 


त्वें ७०७०७ हह ॥ 


हब 5 ० रु 
कक ७७७० 
नह 


# 
श्ह 
8१ 
डा] 
|] 
के 


जा जमा 
| ण्डु ६ 4 है । 


|. 8७. 


डे 


(४ 
१ 


छत्रसाल और प्रणामी गुर स्वामी प्राणनाथ १०७ 


छन्नसाल को पश्चा की हीरे की खानो की जानकारी देकर उनकी आथिक स्थिति भी सुदृढ 
कर दी थी। घन के अभाव में छत्रमाल के सबपे में जो वाघा पड रही थी, वह जव कुछ दूर 
हो गई प्राणनाथ ने तब छत्रसाल को पन्ना अपनी राजधानी बनाने की सलाह दी और उनकी 
स्थिति वृंदेलखड में सम्मानीय करने के लिए उनका राज्याभिषेक भी करा दिया ।१४ 
इस प्रकार स्वामी प्राणनाय छुत्रसाल के लिए प्रेरणा तथा शक्ति के श्रोत होने के साथ ही 
उनके गुरु, मित्र और प्रवान सहायक सभी कुछ थे । 


४ प्रणाप्री सम्प्रदाय 


प्रणामी संप्रदाय वास्तव में हिन्दू धर्म में ही एक उदार और सुधारवादी आदोलन 
था । प्रणामी घर्मग्रयो के अनुसार देवचद्र को इस नवीन सम्रदाय के सिद्धान्तो का ज्ञान 
श्रीकृष्ण से प्राप्त हुआ था, जिसका तात्पर्य केवल यह हूँ कि उनकी उत्पत्ति श्रीमद्भागवत 
के दर्शन से हुई थी | इस सप्रदाय का मुख्य धर्मग्रय कुलज़म हैं । इसे कुलज्ञमस्वरूप ओर 
तारतम्य सागर भी कहते है । यह ग्रथ न तो एक शैली में लिखा गया है और न इसमें 
भाजा की समानता ही हैँ । यह प्राणनाय जी की वाणियो अथवा उपदेशो का एक बृहत्‌ 
संकलन हूँ । एक ही प्रकार के विचारों को कभी कभी अलग अलग भाषाओं जैसे सिंधी, 
गुजराती, हिन्दी आदि में व्यक्त किया गया है । फारसी शब्दों और मुहावरों का भी यत्र 
तत्न प्रयोग किया गया हैं। कुलज़म में निम्नलिखित १४ प्रय हैं -- 

१ रास २ प्रकाश (गुजराती, हिन्दुस्तानी) ३ पटकतु ४ कलस (गुजराती 
और हिन्दुस्तानी) ५४ सनच ६ किरतन ७ खुलासा ८५ खिलवत ६ परकरमा 
१० सागर ११ सिंगार १२ सिथी १३ मारफतसागर १४ कयामतनामा (बडा, छोटा) 

उपय॑क्त ग्रयो में भाषा का भेद होने का कारण यह है कि स्वामी प्राणनाथ जिस 
प्रदेश में जाते थे वहा उस प्रदेश की भाषा में ही उपदेश देते थे ।१* चह स्वय कहते है -- 

सबको प्यारी अपनी ॥ जो है कुल की भाप ॥ 
अब में कह भाषा किनकी ॥ यामें तो माया के लाप ॥ १३ 
'बोली जुदी सवन की ॥ और सबका जुदा चलन ॥| 
सव उरसझें नाम जुदे धर ॥ पर मेरे लो केहेना सवन ॥ १४ 
विना हिसाबे बोलियाँ ॥ मिरें सकल जहान ॥ 
सबको सुगम जान के ॥ कहूगी हिन्दुस्तान ॥१५ 


१४. पन्ना० ४६। 

१५ परमात्मा को पति मानकर सखी भाव से उपसना करने के कारण, स्वामी 
प्राणनाथ उपदेशो में अपने लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग करते थे। प्रणामी प्रयो में उन्हें परमघाम 
की इन्द्रावती सखी की वासना कहा गया हूं । 


१०८ महाराजा छतम्रसाल बुंदेला 


बड़ी भाषा ये ही भली ॥ जो सव में जाहेर ॥ 
करन पाक सवन को ॥ अतर माहे वाहेर ॥१६ 
(सनध प्रकरण १) 
इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर स्वामी प्राणनाय जी फिर कहते है, 
मेरे प्यारे सब मुसलिम ॥ लेकिन ज्यादे हूँ सिंव के ॥ 
अब मे कह सिंध के मुसलमानों को ॥ पीछे कहूगी में हिन्द की बोली ॥ १८ 
(सनथ प्रकरण ३४) 
प्रणामी सप्रदाय में एकेश्वरवाद की ही प्रवानता हैं । इस सप्रदाय में विश्व क्षर और 
अक्षर नामक दो भागों में विभाजित किया गया हैं। क्षर में वे सब प्राणी और जीव आते 
हैं, जो नाशवान हूँ । क्षर से उच्च अक्षर पुरुप की कल्पना की गई है जो नाशवान नही हैं । 
वही चर, अचर, एव प्रकृति का निर्माता माना गया हूँ | कितु इन सबके ऊपर परमात्मा की 
प्रतिष्ठा की गई हैँ । प्रगामी साहित्य में इस परमात्मा को अक्षरातीत कह कर सबोधित 
किया गया हैं। कुन्जम में कर्म को ही प्रश्नानता दी गई है और मूर्ति-पूजा का विरोध किया 
गया हैं ।१६ परमात्मा के एकाग्र घ्वान करने को हो उपासना का मुख्य अग मानकर 
प्रवानता दी गई हैं । 
स्वामी प्रागनाय, कत्रीर और नानक, तया महाराष्ट्र के सतो के विचारों 
में बहुत ही उरभावित हुए से प्रतीत होते हँ। कुलजम के छदो में यत्र तत्र इसके प्रमाण 
मितते हैं । इन छशे में मुमसमान और हिंदुओ दोनो के ही अवविश्वासों और धर्मा- 
धघता की समान रूय से आलोचना की गई हैँ, तथा उनके घर्मो के आपसी विरोघा- 
भासो को दूर करने के प्रयत्न किये गये हैं। इस तथ्य को वार वार दुहराया गया हैं 
कि वेदो और कुरान में एक ही ईश्वर का गृणानुवाद है । एक स्थान पर अपने शिप्यों 
से अपना दृष्टिकोण स्पप्ट करते हुए स्वामी प्राणनाथ कहते हैं -- 
जो कुट् कट्या कतेब ने । सोई कहा वेद ॥ 
दोऊ वर्दे एक साहेब के | पर लडत विना पाये भेद ॥४२ 
वोनी सत्रो जुश परी | नाम जुदे बरे सवन ॥ 
चलन जुदा कर दिया। तायें समझ न परी किन ॥४३ 


१६ यय्यपि प्रगामी सत्रदाय में संद्धातिक रूप में मूत्तिपुजा का विरोध फिया गया 
हैं, लेक्नि प्रगामियों फे मन्दिरों में कृष्ण फो वासुरी और मुकुट अथवा राघाजी फे मुकुट 
और फुलज्ञम फी प्रति को नित्य हो पूजा होतो है । प्रसाद तया चरणामृत भी वितरित किया 
जाता हूँ । पम्मा में स्थिति प्रणामियों फे मुष्य मन्दिर फी दीवालो और छतो पर भी फ्ृष्ण फे 
जीउन सम्रवों अनेक चित्र चित्रित है । यह तया और प्रणामी मन्दिर हिंदू मन्दिरों जैसे ही 
ह। 


छत्रसाल और प्रणामो गुर स्वामी प्रणणनाथ १०९, 


ताथें हुई बडी उरझन | सो सुरझाऊ दोए ॥ 
नाम निशान जाहेर करू । ज्यों समझे सब कोए ॥४४ 
(खुलासा प्र० ११) 
प्राणनाथ जी का कहना था कि, 
नाम सारो जुदा घरे। लई सवो जुदी रसम ॥ 
सव में उमत और दुनिया । सोई खुदा सोई ब्रम्ह ॥३८ 
(वही ) 
इस प्रकार स्वामी प्राणनाय ने इस्लाम और वैदिक धर्म के आपसी विरोघा- 
भासो में भी, निहित एकता को ही अधिक महत्व दिया, पर दोनो ही धर्मो में आ गई 
वुराइयो और अवविश्वासो की निदा करने में भी वे नही चुके । मौलवी और उलेमा जो 
कुरान की व्याख्या करते थे, उसकी आलोचना करते हुए प्राणनाथ कहते हैँ-- 
पढे मुला आगे हुए । सो तो सब पाएं गुमान ॥॥ 
लोगो को बतावही । कहे हम पढे कुरान ॥४ 
राह वतावें दुनी को । कहे ए नवी कहेल ॥ 
लिप्या और कतेव में । ए पेले और पेल ॥६ 
(सनघ प्र० ३६) 
उनको फटठकारते हुए वे कहते हूँ, 
कुफ़ न काढे आपनो । और देपे सब कुफ्रान ॥ 
अपना ओगुन न देपहि । कहे हम मुसलमान ॥ 


इन निम्नलिखित पद्मों में प्राणनाथ नें मुसलमानों की धामिक असहनज्ञीलता 
और अन्य घर्मावलवियो पर अत्याचार करने की प्रवृत्तियों की तीव्र निंदा की है -- 


ओ राजी एक मेप में | त्ाए मार छुडावे दाव ॥ 
ओ रोवे सिर पीट ही। ऐ कहे हमें होत सवाव ॥ 
करें जुलम गरीब पर । कोई ना काहू फरियाद ॥ 
कर सुनत गोस्त पिलावही । कहे हमें होत सवाव ॥। 
पाना पिलारवें आप में | देपलावे मसीत मेहेराव ॥। 
लेकर कल्मा पढावही । कहे हमें होत सवाव ॥ 
कोई जालिम जीव जनम का। पुराकी गोस्त सराव ॥ 
तिनकों लेवें दीन में । कहें हमें होत सवाव ॥ 
(सनप प्र० ३६, ८, १३, १४, १७) 
फिर निम्नलिखित पवितयों में स्वामी प्रागनाथ सब धर्मों के सार की ओर 
सकेत करते हँ--- 


११० 


महाराजा छुत्नसाल बुंदेला 


पर सवाव तो तिनको हो वही । छोटा वडा सब जीऊ ॥ 
एक. नजरों देपही । सबका खाविंद पीकू ॥२३ 
जो दुख देवे किनकी | सो नाही मुसलमान ॥ 
नेवी एऐ मुसलमान का । नाम घरूया मेहेरवान ॥२४ 


(वही ) 


स्वामी प्राणनाथ हिंदू समाज में भी कई सुघारो के हामी थे। वे जाति पाँति 
के कठोर बधनो और ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित धाभिक ढकोसलो के तीत्र निदक थे । 
शारीरिक स्वच्छता और बाहरी आडबरो की असपेक्षा वे हृदय की पवित्रता और 
सदाचारपूर्ण चरित्र को ही अधिक महत्व देते थे । निम्नाकित पदो में वे पूछते हैं 
कि अछू्त कौन है ? वह जूद्र जिसका हृदय स्वच्छ हैँ अथवा वह स्वार्थी ब्राह्मण जो 
सासारिक भोगो में लिप्त है ? 


एक भेपष जो विप्र का । दृजा भेष चाडाल ॥ 
जाके छुए छत लागे । ताके सग कौन हवाल ॥१५ 
चाडाल हिरदें निरमल । पेले संग भगवान ॥ 
देपलावे नहिं काहू को । गोप राप नाम ॥१६ 
अतराए नही पिन की । सनेह साँचे रग॥ 
अटे निज दृप्ट आतम की। नही देह सो सभ ॥१७ 
विप्र भेप वाहिर दृधष्टी | पटकर्म पाले वेद ॥ 
स्याम पिन सुपने नहीं। जाने नही ब्रम्ह भेद ॥१८ 
उदर कुटुम कारने । उतमाई देपात्र अग ॥ 
व्याकर्न वाद विवाद के | अर्थ करे के रग ॥१६ 
अब कहो काके छुए। अग॒ लागे द्ोत ॥ 
अधम तम विप्र अगे | चाठाल अग उद्योत्त ॥२० 
(कलस प्र० १५) 
अन्य स्वान पर प्राणनायथ जी ब्राह्मण की भर्त्तना करते हुए व्यग करते हं-- 
दोय विप्रो ने कोई मा देजो ।ए कलजुग ना ए बाण ॥ 
आगम नभाप्यू मर्ते दे सर्व । बेराट वाणी रे प्रमाण ॥३८ 
असुर थकी समपाया रे भभीपषणे | आगल श्री रबुनाय ॥ 
तम सू कपट करू बुली माहें | ब्राह्मण थाऊ जाप ॥३९ 
(कीर्तन प्र० १२५) 


ज्योति परतनियंग के प्राह्मण राक्षमों से भी अपधिय बरे हैं । विभीयण नें श्री 
शामचट हे प्रति भक्ति की शपय वेते हुए कहा था कि अगर में विश्वासघात करू 
तो वविरेस में बाह्य होकर जन्म ले । 


छत्रसाल और प्रणामी गुए स्वामी प्राणनाय १११ 


स्वामी प्राणनाय के अनुयायी समाज के उच्च और निम्न सभी वर्गो के थे। 
उनके कुछ मुसलमान शिप्य भी थे । वास्तव में स्वामी प्राणनाथ किसी धघर्म-विशेष 
के विरुद्ध न थे | उन्होने केवल मनुष्यमात्र की समानता पर जोर देकर आपसी 
घामिक सहनणीलता का प्रचार किया। पर एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म वालो 
को हीन समझ कर उन पर अत्याचार करें यह उन्हें सह्य न था, और इन अत्याचारो 
का विरोब करना वे प्रत्येक मनुष्य का कतंव्य समझते थे। इसलिए एक ओर जहाँ 
प्राणनाथ ने इस्लाम का एक धर्म की तरह विरोब नहीं किया, वहाँ उस समय 
हिंदुओं पर होने वाले मुसलमानों के अत्याचारों के विरुद्ध वे हिंदुओं को उभारने 
और उन्हें सगठित रूप से उनका प्रतिरोब करने के लिए उकसाने में भी पीछे न 
रहे । इस प्रकार स्वामी प्राणनाथ में एक धर्मंप्रवतेक और प्रचारक के ही नही 
अपितु एक समाज-सुधारक ओर राष्ट्रीय नेता के भी दशन होते हैं। 


५ प्रणामी घ॒र्मे को आवुनिक स्थिति 


प्रणामी सप्रदाय और इसके अनुयायियो को बुंदेलखड में छत्रसाल जैसे राजा 
का समर्यन प्राप्त होने पर भी उच्च वर्ण के हिन्दुओं और ब्राह्मणो की दुरभिसधियों 
का शिकार होना पडा | उनके सामाजिक और धामिक रीति-रिवाजों को लेकर 
तरह-तरह के लाछन और दोपारोपण उन पर किये जाते हैं। जैसे प्राणनाथ जी 
को मुसलमान शाहजादा वताया जाता है, और कहा जाता हैं कि वे औरणगज़ेब के 
भाई शुजा थे, जिसकी मृत्यु अराकान में हो गई थी। पम्ना में धामियों के मुख्य मदिर 
पर कलश के स्थान पर पजा होने के कारण और इसलिए भी कि पन्ना में प्रणामियों 
की म॒त्यू होने पर उन्हें समाधि दी जाती हैं, इस सत्रदाय को इस्लाम की ही एक शाखा 
समझा जाता है। ये म्रमात्मक घारणायें किसी समय इतना जोर पकड गई थी 
कि १८८० ई० और १६०८ ई० में प्रणामियो को नैपाल राज्य से निर्वासित कर 
दिया गया था ।१९ वास्तविकता यह हैं कि पन्ना में प्राणनाय के मदिर पर लगा 
हुआ पजा प्राणनाथजी के आशीर्वाद देते हुए हाथ का प्रतीक हैँ। प्रणामियो के अन्य 
मदिरों पर कलश ही हैँ। प्राणनाय ने पन्ना में जीवित समाधि ली थी । हिंद सत, 
योगी मौर वैरागी भी ऐसा करते है , इसलिए इसमें कुछ भी विचित्रता नहीं हैं । 
फिर जिन प्रणामियों का देंहान्त पन्ना में होता हैं केवल उन्हीं को समाधि दी 
जाती हैं, अन्यत्र मृत्यु होने पर उनकी अन्त्येष्टि क्रिया हिन्दुओं की भाति शव को 
अग्नि की भेंट करके ही की जाती हैं। 

वुदेलखड में प्रणामी धर्म के अनुयावी सर्वत्र ही पाये जाते हूँ । पूर्वी बुंदेलखंड 


१७ पन्ना० गज्ञे० पु० ३७-३८॥। 


१६१२ महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


और विशेषकर पन्ना के निकटवर्ती जिलो में उनकी सख्या अधिक है। पन्ना में प्राण- 
नाथ जी की मृत्यु होने के कारण यह्‌ नगर उनके लिये परम पुनीत तीर्थ-स्थान बन 
गया हैं | हर वर्ष शरद पूणिमा के अवसर पर काठियावाड, गुजरात, बम्बई, सिंध 
और नेपाल आदि से प्रणामी पन्ना में एकत्र होते हे। अभी भी विजयादशमी 
(दशहरे) के दिन प्रणामी पन्ना से वाहर खेजरा के मदिर में पन्ना के महाराज का 
अभिनदन करते है। महाराज तलवार खोलकर मन्दिर की परिक्रमा करते हैं, 
तत्पदचात प्रणामी महत उन्हें पान का वीडा भेंट कर पुन तलवार बँधाते है । यह प्रथा 
छत्रमाल के समय से चली आ रही है। यही श्री प्राणनाथ जी ने दशहरे के दिन महाराज 
छत्रमाल को वीडा देकर तलवार वेंधाई थी और पन्ना को अपनी राजधानी बनाने 
का आदेश दिया था ।१८5 


परिशिष्ट 
छत्नसारू और प्राणनाथ की भेंट कब हुई ? 


मेहराज चरित्र (प० २११-१२) वृत्तान्त मुक्तावली (पृ० रे४६), लालदास 
बीतक (पृ० ४८५६-६२) और नवरगदास की वाणी (पृ० १७४) के जनुमार छत्रमाल 
और प्राणनाथ जी की भेंट १६८३ ई० (सवत्‌ १७४० ) में मऊ के निकट हुई थी ! स्वामी 
प्राणनाथ के साथ उनके अन्य शिष्य और अनुयायी भी थे। छत्रप्रकाश (पृ० १४७) 
में भी इस भेंट का मऊ में ही होना वणित हैं। पर जगतराज को लिखे एक पत्र (पतन्ना० 
४६, मप्रेल २१, १७३०) में छत्साल लिखते हूँ कि यह भेंट १६७५ ई० (सवत्त १७३२) 
में मऊ के निकट एक जगल में हुई थी, जहाँ वे अकेले आजेट को गये थे । लालदास वीतक 
और वृत्तान्त मुक्तावली में भी लिखा हैं कि जब छत्रसाल की स्वामी प्राणनाथ से सर्वप्रथम 
भेंठ हुई, तव छत्रसाल एक शिकारी के वेप में थे । 
इस भेंट सवधी वातों कौर स्थान के वारे में छत्रसाल के पत्र में दी गई सूचना ही 
अधिक मान्य होनी चाहिए, क्योकि छत्साल से अधिक इसकी और जानकारी किसे हो 
सकती थी ? पर छत्रसाल के पत्र में इस भेंट का दिया गया सवत्‌ १७३२ या सन्‌ १६७४५ 
ई० विश्वसनीय नही हैं । यह पत्र इस घटना के ४७ वर्य पश्चात्‌ लिखा गया था, जबकि 
छत्रसाल वहुत वृद्ध हो चुके थे और इन प्रारंभिक घटनाओ के सवध में उनकी स्मृति भी 
कुछ क्षीण हो चली थी, जैसा कि उनके अन्य पत्रों में दी गई कई घटनाओ की गलत तिवियो 
से स्पष्ट प्रतीत होता हैं । प्राणनाव और छत्तसाल की मेंट १६८३ ई० में ही कभी होना 
अधिक सभव जान पडती हैँ । इसके मुख्यत निम्नलिखित दो कारण हैं --- 
१ सव प्रणामी घमंग्रयो के अनुसार यह भेंट सवत्‌ १७४० या सन्‌ १६८३ ई० 
में ही हुई थी । 
२ प्रणामी ग्रथो ओर छत्र प्रकाश में इस भेंट के समय छत्नसाल पर शेर अफगन 
हारा आक्रमण किये जाने का उल्लेख है । 
जनवरी १३, १६८४ ई० और अप्रेल २६, १६८५ ई० के मुग़ल अखबारों के बनु- 
सार दोर अफय्नन नामक किसी शाही अधिकारी की नियुक्ति चुंदेलखड में १६८३ ई० में 
चपत के पुत्रों का दमन करने के लिए की गई थी। यह घेर अफगन जनवरी १६४८४ ई० 
में एरच का फौजदार भी वना दिया गया था। इस पद पर वह अप्रेल १६८४ तक रहा ।१ ६ 
इस प्रकार प्रणामी ग्रयो और छत्रप्रकाश में दिये गये शेर अफगन सवधी उल्लेख की पृष्टि 
मुगल अखबारों से हो जाने के कारण १६८३ ई० या सवत््‌ १७४० में ही छश्नसाल जौर 
आणनाय को भेंट होना अधिक तर्कंसगत प्रतीत होता है । 


१६ जय० अज० झौरं० २७, पु० ४६; २८ (२) पृ० ३२३॥। 


छत्नर्साल का साहित्य प्रेम 


५5५ 


१. उनकी काव्य-प्रतिभा 


बावर की तरह छत्रसाल भी तलवार और कलम दोनो के ही धनी थे | उनकी 
फविताओ के सम्रहो में हमें उनकी साहित्यिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं । भक्ति और नीति 
पर रचे हुए उनके छद्ठ, भाषा, भाव और रचना की दृष्टि से उच्च कोटि के समझे जाते है । 
छपम्नसाल ने अपनी कवितायें मुख्यत ब्रजभाषा में ही की है । यत्र तत्र अवधी, बुंदेलखडी 
और फारसी झब्दो का भी प्रयोग किया गया है । उनकी शैली सरल ओर सुवोध है| व्यर्थ 
का दब्दाउम्बर या छ॒ददो की जटिलता उसमें नही हैं । उन्होंने अपनी रचनाओ में कवित्त 
के अतिरिक्त दोहा, सवया, कुडलियाँ, मज, दडक, छप्पय आदि विभिन्न छदो का प्रयोग 
किया हैं, जिससे उनकी छद् शास्त्र की जानकारी भली भाँति प्रकट होती हूँ | छत्रसाल की 
काव्य प्रतिभा वा मूल्याव न करते हुए श्री वियोगी हरि लिखते हूँ, “महाराज छतन्नसारू एक 
ऊँचे कवि थे। प्रेम और भक्ति इनकी रचनाओ में क्ट-क्ट कर भरी हैं। इनकी रचना में 
तन्मयता भी अच्छी मात्रा में हैँ । इनकी दृष्टि निस्मदेह कवि-दृष्टि थी । काव्यकला 
की ओर यद्यपि इन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया, तथापि उसका सर्वथा अभाव नही हैं । 
ब्रजभाषा के साहित्य में महाराज छत्नसाल की रचनाएँ प्रेम और आदर की दृष्टि से देखी 
जायेंगी, ऐसा मेरा विश्वास हैं ।१ 


१ छम्न० ग्र० भूमिका पु० १५। छम्नसाल की रचनाओ की विस्तृत जानकारी के 
लिए श्रो वियोगो हरि द्वारा सपादित और छदप्रप्ताल स्मारक समिति पन्ना द्वारा प्रकाशित 
एस दद्नमाल ग्रयावली' नामक उनके फविता-सग्रह फो देखें । इस ग्रय में छत्रसाल फो 
रचनाओ फे निम्नलिसित सग्रहु उपलब्ध है -- 

(१) श्रो कृष्ण कीतेत (२) श्री रामयदचन्द्रिका (३) हनुमद्‌ विनय (४) अक्षर 
अनन्य जू के पत्र और तिनकी उत्तर (५) नीति मजरो (६) स्फुट कविताएँ | 

छप्पात प्रयावलोी में छंप्नसाल द्वारा रचित निम्नलिसित अन्य फाव्यों फा भी उल्लेस 
किया गया हूं । 

(१) राजविनोंद (२) गीतो का सग्रह (३) छतन्नविलास (४) नीति-मजरी 
(५) महागान छप्रमाल जू फी फाव्य । (छन्न० ग्र० पृ० ६) 

एश राजबिनोद नामर प्रथ पे रचयिता लाल फवि भो हूं । 


छन्नसाल फा साहित्य-प्रेम ११५ 


अव छत्रसाल की कविता की वानगी का भी निरीक्षण कीजिए । भक्ति के आवेश 
में अपनी तुलना कृष्ण से करते हुए वे कहते हैँ -- 
तुम घनस्याम हम जाचक मयूर मत्त, 
तुम सुचि स्वाति हम चातक तुम्हारे है ॥ 
चारु चद्र प्यारे तुम लोचन चकोर मोर, 
तुम जग त्तारे हम छतारे उचारे हैं ॥ 
छत्रसाल, मीत मित्रजा के तुम ब्नजराज 
हमहू कलिंदजा के कूल पै पुकारे हैँ ॥ 
तुम गिरि-धारी हम कृष्ण ब्रतथारी, तुम, 
दनुज प्रहारे हम यवन प्रहारे हैं ॥१०॥ 
(छन्न ० ग्र्० पू० ४-५) 
रामनाम की महिमा का गुणगान भी सुनिये -- 
जप तप संयम यम नियम, छता निगम नित गाव । 
कोटिन अपराधी तरे, केवल नाम प्रभाव ॥६६॥ 
रामनाम नहिं लेत हैं, वकत वृथा छत्नसाल । 
जिमि दादुर कुल कमल तजि, भखत्त कुकीट कराल ॥६७॥ 
सुहृद कीस केवट करे, पल्‍लव करे पखान । 
छत्रसाल, राजा करे, सरन विभीपषन जान. ॥ध्दा। 

(वही पृ० ५५) 
छम्रमाल की नीतिसवधी कुछ रचनाओ को भी देखिये । कुल की प्रतिप्ठा उनकी 
दुश्टि में सर्वोपरि हैं । साधारण गृहस्थो को वे सीख देते हैं --- 

लाख घटे, कुल साख न छाँडिये, वस्त्र फट प्रभु औरहूं दे है । 
द्रव्य घटे घटता नहिं कीजिए, दे हैँ न कोऊ पै लोक हेंसे हैं ॥ 
भूप छता जल-रासि को पैरिवो, कौन हूं बेर किनारे लगै हैं । 
हिम्मत छोडे ते किम्मत जायगी, जायगो काल कलक न जै॑ हूँ ॥५॥ 
(वही पृ० ७६) 
कुल की प्रतिप्ठा के लिए बहुत से कुपुत्रों से एक सुप्रुत्न ही भला हूँ, इसी भाव 
को छम्साल निम्नलिखित दोहे में वडी हो कुशलता से व्यक्त करते हैं -- 
कुलवारों एकहि भलो, अकुल भले नहिं लाख । 
तुलत न सेर सियार सम, छतन्ननसाल नृूप भाख ॥२५ 
(वही पृ० 5२) 
राजानों को अनीति और अत्याचार से प्रजा पर घासन न करने की चेतावनी देते 
हुए छुत्नसाल कहते है -- 


११६ महाराजा छुत्रसाल बुदेला 


छम्लसाल राजान को, वजित सदा अनीति । 
द्विद-दत की रीति सो, करत न रैयत प्रीति ॥२६॥ (वही) 
राज्य को दुर्जनो की कुचेष्टाओ से मुक्त रखने के लिए शासक के अपने व्यवित॒त्व 
का महत्त्व वे इस दोहे मे बतलाते हैं -- 
छत्रसाल, नूप तेज तें, दुप्ट प्रभाव न होय । 
जिमि रवि, उडगन निसि-करहु करत छीनछवि सोय ॥३१॥ (वही) 


२ छप्नसाल फे आश्रित दरवारी कति 


कवियों के ग॒णो के तो छत्रसाल सच्चे पारखी ही थे । महाकवि भूषण की पालकी 
में कया देकर उन्होने जो साहित्य का सम्मान किया था, वैसा उदाहरण अन्यन्न नही मिलता ।? 
उनके दरवार में वहुत से कवि आश्रय पाते थे, पर उनमें से भूषण, लालकवि, हरिकेश, 
निवाज और ब्रजभूषण ही विशेष उल्लेखनीय है। 

भूषण का वास्तविक नाम यह नही था। उन्हें भूषण का उपनाम चित्रकूट के अधि- 
पति राजा रुद्र सोलकी ने दिया था | भूषण की जन्म-तिथि, जन्म-स्थान, काव्य-काल और 
वास्तविक नाम आदि विवादग्रस्त विपय हैँ । छत्रसाल के अतिरिक्त भूषण तत्कालीन 
सभी प्रसिद्ध राजपूत राजाओं के भी दरवारों को सुशोभित कर चुके थे । वे साहं, सवाई 
जयसिह, बूंदी के 4 द्धसिह हाडा और अशोथर के भगवतराय के भी क्ृपापात्र थे ।? 

भूषण की भेंट छत्रसाल से उनके राज्यकाल के अतिम वर्षो में हुई थी | छत्नसाल 
उनकी प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित थे और उनका अत्यधिक मान करते थे। भूषण के 
हृदय में भी मुगलों से डट कर लोहा लेने वाले बूंदेले अधिपति के लिए कम आदर न था। 
उहोने अपनी कविताओं में छत्नसाल का यशोगान कर उन्हें अमरत्व प्रदान किया । भूषण 
की छम्तनसाल सवंधी कविताओं का सकलन छतम्नसाल दशक के नाम से प्रसिद्ध हैं । इसके 
सिवा भूषण के केवल दो और ग्रथ प्राप्य हैं। इनके नाम शिवराज भूषण और शिवा 
बायनी है। बहा जाता हैं कि भूषण ने भूषण उल्लास, दूषण बिलास और भूषण हजारा 
नामक अन्य तीन जौर काव्य-ग्रयो की भी रचना की थी, पर ये सभी ग्रथ अभी तक 
>प्राप्य है । 


न्प् 


अध्याय फे अन्त में परिशिष्ट अं देखें । 

दीक्षित० १४६-१५१, बोर फाव्य पु० २६३-२६४ । 

फ्थि भूषण सवधो विद्येष जानकारी फे लिए ये प्रय देखें 
भागीरय प्रसाद दीक्षित द्वारा रचित 'नमूषण विमर्ष! । 

डा उदयनारायण तियारी ग्त योर फाव्य पु० २५८-२६५ । 
गामचद्र शुक्ल फा हिन्दों साहित्य फा इतिहास पृ० २५४-२५६ । 


न्प्षां 


ल्द्‌ 


छम्नसाल का साहित्य-प्रेम ११७ 


छत्रप्रकाश के प्रसिद्ध कवि लाल का वास्तविक नाम गोरेलाल था। उनके पूर्वज 
बाध्य के राज महेन्द्री नामक जिले के रहने वाले थे । लाल कवि को दी गई छत्नसाल की 
आहशिवन सुदि १३ सवत्‌ १७६९ (अक्तूबर १, १७१२ ६०) की एक सनद के अनुसार कवि 
ने छत्रप्रकाश की रचना स्वय छत्रसाल के आग्रह पर की थी। छन्नप्रकाश के निम्नलिखित 
दोहे से भी यही प्रगट होता हैं -- 
धनि चपत के औतरौ, पचम श्री छत्तसाल । 
जिनकी अजा सीस घरि, कही कहानी लाल ॥१॥ 
(छत्न० पृ० ६६) 
छत्रप्रकाश केवल एक उच्च कोटि का काव्य ही नही है, अपितु उसका ऐतिहासिक 
महत्व भी बहुत अधिक है । छत्रसाल पर लिखा हुआ केवल यही एक समकालीन विश्वसनीय 
ग्रयथ हैं ।/ कहा जाता हू कि लाल कवि ने कुल दस ग्रथ लिखे थे | इनके नाम छत्र-छाया, 
छत्र-कीति, छत्र-छद, छत्र-प्रशस्ति, छश्नराल-शत्तक, छत्न-हजारा, छत्र-डड, छत्रप्रकाश, 
राजविनोद और विप्णुविलास दिये गये हे । इनमें से केवल अतिम तीन ही अभी प्राप्त 
हो सके है ।९ 
कवि निवाज अतर्वेद के रहने वाले थे पर छत्रसाल द्वारा सम्मानित होने पर 
वृदेलखड में ही वस गये थे। निवाज ब्राह्मण थे। पर कई इन्हें मुमलमान भी कहते हैँ। कहा 
जाता हैँ कि निवाज के सम्मान पाने पर एक भागवत कवि ने यह कट्क्ति लिखी थी --- 
भली आजकल करत हो, छतम्नमाल महाराज । 
जहेँ भगवत गीता पडी, तहें कवि पढत निवाज ॥ 


शिवसिंह के अनुसार छत्नसाल के दरवार में निवाज नाम के दो कवि थे । एक ब्राह्मण 
था और दूसरा मुसलमान । निवाज कवि द्वारा मौरगज़ेत्र के पुत्र आजमशाह के आग्रह पर 
शकुन्तला का हिन्दी अनुवाद किये जाने का उल्लेख भी मिलता है ।* 

हरिकेश का जन्म सेहुँडा (दतिया) में १६६३ ई० के लगभग हुआ था। वे फिर वाद 
में पन्ना चले आये थे, जहाँ उन्हें छत्नताल के दरवार में आश्रय मिल गया था। उनके 
केवल दो ग्रय महाराज जगतसिह दिग्विजय और ब्रजलीला' ही प्राप्त हुए हैं ।5 

कवि म्रजमूपण का केवल वृत्तान्त मुक्तावली नामक एक ग्रय ही मिलता है । यह 
ग्रथ प्रणामी सप्रदाय के मुख्य घर्मं-प्रथो में मे हैं। इस ग्रथ के निम्नलिखित पद से यह पता 


५ छत्रप्रकाश फो ऐतिहासिकता के लिए परिशिष्ट “व देखें । 

६- बोर काव्य पु० २६५ दुं० वे० पु० ३१२; शुक्ल० पृ० ३३३-३५॥ 
७ शुक्ल॒० पु० २६३, दु० बे० पु० ३८५, शिवर्सिह सरोज पृ० ४४१॥ 
घन चु० ब० पृ० ३६०१ 


११८ महाराजा छत्नसाल बुंदेला 


चलता है कि छत्रसाल ब्रजभूषण के गुरु थे 
एहि विधि खोज पार पथि माँही, मत देवचद्र सतगुरु को गायी। 
नाद पुत्र तेहि छन्नशाल नृप, तेहि शिष्य ब्रजभूषन कछु पायी ॥१८॥। 
(वृत्तात० पृ० २६) 

छत्नसाल के समय के एक अन्य प्रसिद्ध कवि बख्शी हसराज थे | उनकी जन्म-भूमि 
पन्ना ही थी। छत्नसाल के शासन-काल के अतिम वर्षो में हसराज में जो कवि-पअ्रतिभा 
प्रस्फुटित हुई, वह छत्रसाल की मृत्यु के पश्चात हिरदेसाह, सभासिह और अमानर्सिह 
के काल में उत्तरोत्तर विकमित हुई । वस्शी हसराज इन सभी के क्ृपापात्र थे। इन्होने 
सनेह-सागर, श्री कृष्णजू की पाती, श्री जुगल स्वरूप विरह पत्रिका, फाग तरगनी, चुरहारिन 
लीला, मेहराज चरित्र, विरह विलास, राय चद्रिका और वारहमासा नामक नौ ग्रथ लिखे 
पे। इन सव में मेहराज चरित्र ही अधिक प्रसिद्ध हैं । यह स्वामी प्राणनाथ का पथ्यवद्ध जीवन 
चरित्र है और प्रणामी मप्रदाय का बहुत ही प्रमुल धर्म-प्रथ माना जाता हैं ।* 

लोक-प्रुतियो के अनुसार छत्नसाल ने दतिया के प्रसिद्ध दाशेनिक कवि अक्षर अनन्य 
को भी अपने दरवार में आने का निमत्रण भेजा था। पर अनन्य ने उसे स्वीकार नही किया। 
कहा जाता हूँ कि छ्तमाल और अनन्य में कुछ पत्रो का आदान-प्रदान भी हुआ था। इन पत्रों 
में अनन्य ने छत्रमाल से कुछ प्रश्न पूछे थे और छत्साल नें पत्रों द्वारा ही उनके उत्तर दिये 
ये। यह पद्मपद्द प्रय्नोत्तर छत्रसाल ग्रयावली में दिये गये है । अनन्य दतिया के राजा 
दलपतराय के पुत्र पृथ्वीसिह के आश्रय में सेहेंडा (दत्तिया) में रहते ये । उनमें उच्च कोटि 
वी प्रतिभा थी और उनके आध्यात्मिक विचारों से तो स्थानीय लोग आज भी प्रभावित 
है [०7 

छप्तमाव के अन्य दरवारी कवियों में विजयाभिनन्दन, हरीचद, गुलाल सिंह 
वन्शी, वेशयराज, हिम्मतर्सिह बायस्थ और प्रतापसमाह वदीजन आदि भी थे। इनमें से 
तेबल कुृद्ध के ही साथारण काव्पा के उल्लेख मिलते है । छव्साल के भतीजे पचमसिह और 
पोप्त पुयर मेदिनीमल्ल भी साथारण कविता कर लेते ये ।१ ९ इन सभी कवियों ने छत्तसाल 
की कीति में वृद्धि की और अपनी-अपनी प्रतिभानुसार सम्मान प्राप्त किया । 


६ बु० बे० पृ० ३६२-६४, शुक्ल० पृ० ३४५२-५३ | 
१० चु० बें० पू० ३२५४-२६, ३३०-३३३, गोरे० पु० २२६-२६; शुपतत० 
प्‌ृ० ६१, दत्र० प्र० पृू० ७१-०३ । 


११ चु० ये० प्‌० ४१६, ४६७, ४६६, ५०१, ४१०, ४०६; शिवर्सिह सरोज 
प्‌ ४४० | 


प्रिशिष्ट 
छत्रसाल और भूषण की भेंट 


बृदेलखडी लोकश्रुतियो के अनुसार छत्रमाल ने भूषण को पन्ना आने को आमत्रित 
किया था| इस आमत्रण को स्वीकार कर भूषण अपने पौत्र सहित पन्ना के समीप आ 
पहुँचे । छत्वताल अपने मत्रियो और दरवारियो को लेकर उनकी अग॒वानी को जाये। 
भूषण का पात्र एक घोड़े पर जागे चल रहा था और महाकवि स्वय एक पालकी में 
उसके पीछे भा रहे थे । जब दोनो दल एक दूसरे के समीप आये, तव छत्रसाल ने णीघ्ाता 
से अपने हाथी से उतर कर भूषण के पौत्र को उस पर आसीन कर दिया और स्वय 
कवि की पालकी में कधा लगाकर खडे हो गये । इस जसाधारण सम्मान पर भूषण आत्म- 
विभोर हो उठे । वे तुरत पालकी से वाहर कूद पडे और उनके मुंह से चरवस यह छद 
निकल पडा -- 
नाती को हाथी दियो, जा पै ढुरकत दाल । 
साहू के जस कलस पर, घुज वाँची छत्रसाल ॥ 
राजत अखडइ तेज छाजत सुजन  वडो, 
गाजत गयद दिग्गजन हिय साल को ॥ 
जाहि के प्रत्ताय सो मनीन आफताव होत, 
ताप तजि दुजन करत वहु॒स्पाल को ॥ 
समाज सजि गज तुरी पैदरि कतार दीन्‍्हे, 
भूपन मनत ऐसो दीन प्रतिपाल को ? 
और राव राजा एक मन में न ल्यार्ज जब, 
साहू को सराहा क॑ सराहीं छत्नसाल को ॥ 
छत्रसाल ने इसी प्रकार एक वार अपने गुरु स्वामी प्राणनाथ की पालकी में भी 
कघा लगाया था, जिससे इस मसावारण घटना के सत्य होने का अनुमान होता हैं।९ ९ 


रे व 


ह] 


धारणा आआआआांभ 


१२ वृत्तात० पृु० ३५० चौ० २८-२१; लालदास बीतक पृ० ४६३; . नबरण- 
दास बीतक पू० १७४ प्रकरण १७। ६ न 


7207 668/060 0५ +8]69#॥ 9/५98 - एप[ंगावां 


परिशिष्ट व 
छन्नप्रकाश की ऐतिहासिकता 


छनप्रकाश की रचना लाल कवि ने छत्नसाल के आदेश पर की थी । इस तथ्य 
का समर्थन दो बातों से होता हैं । एक तो स्वय लाल कवि छत्रप्रकाश (पृ० ६६) के निम्न- 
लिखित दोहे में इसका उल्लेख करते हैं -- 
धनि चपत के औतरो, पचम श्री छत्रसाल । 
जिनकी अज्ञा सीस घरि, कही कहानी लाल ॥१॥ 
दूसरे लाल कवि को छत्रसाल द्वारा दी गई एक सनद से तो यह पूर्णस्पेण निश्चित 
ही हो जाता हूँ कि छत्नसाल ने इस ग्रयथ को लिखवाया था । यह सनद आश्विन सुदि १३, 
सवत्‌ १७६६ (अक्तूबर १, १७१२ ६० ) की है । यह सनद लाल कवि के वशज श्रीराजाराम 
ग्रह्म भट्ट के पास हैं। वे पन्ना जिले में मढी नामक ग्राम में अमानगज के समीप रहते हूँ । 
इस सनद की सही नकल मुझे पन्ना के राज्यकवि श्री कृष्ण कवि द्वारा प्राप्त हुई हैँ । इस 
सनद में लाल कवि को कुद गाँव दिये जाने का उल्लेख हूँ और ग्रय की समाप्ति पर विशेष 
रझूय से पुरस्कृत किये जाने का आश्वासन दिया गया हैं । 
छत्र प्रकाश व्‌ देलो की सक्षिप्त वशावली से प्रारभ होता हूँ और छत्रसाल एवं उनके 
पिता चयतराय के चरित्रो पर विश्ेप प्रकाश डालता हैं ।१ 3 छत्रसान के प्रारभिक जीवन का 
वर्णन कर लाल कवि छत्रप्रकाश मे मृगलो से उनकी प्रार॒भिक मुठभेडो का उल्लेख करते 
हैं । स्यामी प्राणनाथ और छत्रसाल की भेंट का वर्णन भी इसमें हैं। पर छत्रप्रकाश सम्राट 
बहादुरशाह से छप्तगाल की सि और उनके लोहागढ के घेरे (दिसवर १७१० ई०) में 
भाग लेने का वर्णन करके ही अचानक समाप्न हो जाता है। छत्नसाल की मृत्यु दिसवर ४, 
१७३१ :० को हुई थी। जम्तु, यह स्पप्ट ही है कि छत्र॒त्रकाश उनकी पूर्ण जीवन-गाथा को 
प्रस्तुत नहीं करता । छप्तमाल के जीवन के अतिम २१ वर्षो की घटनाओं का समावेश 
उसमें नहों हो पाया हूँ । श्री राजाराम ब्रह्म मट्ट के अनुसार लाल कवि की मृत्यु सवत १७७१ 
अयवा ?७१४ ० में ही किसी युद्ध में हो गई थी । सभवत कवि की मृत्यु के कारण ही 
छप्रप्रयाश अयूरा रह गया है 
छत्र प्रकाश वो ऐतिहासियता टस तथ्य से सिद्ध हो जाती हैँ कि उसमें वरणित 
लगभग सभी महत्यपूण घटनाओं की पुष्टि समतालीन मुसलमान इतिहासकारो के ग्रथों, 
१३ फंप्टन पाग्सन ने 'हिस्ट्रो आफ दी बुंदेलाज़' में छत्रप्रकाश का अग्रेजी अनु- 
वाद दिया हैँ। वरई स्यलो पर दोषपूर्ण होने पर भी यह अच्छा बन पडा है। 


छम्नताल का साहित्य-प्रेम १२१ 


मुगल अखबारों और छत्रसाल के पत्रो से हो जाती हूँ । ये मुख्य घटनायें निम्नलिखित है-- 
१ शाहजहाँ के राज्यकाल के प्रार॒भिक वर्षो में जुझारसिंह बुँदेला का विद्रोह और 
उसका दमन । 


(छत्र० पृ० २८) 
२ बहादुर खाँ और अब्दुल्ला खाँ का चपतराय के विरुद्ध मेजा जाना । 
(वही पृ० ३२) 
३ पहाडसिह को ओरछा का राज्य दिया जाना और चपतराय की उससे सधि । 
(वही पृ० ३४) 
४ चपतराय का कवार के तीसरे आक्रमण में माग लेना । 
(वही पृ० ३७) 


५ शाहजहाँ के चारो पुत्रो का और दाराशिकोह के प्रति सम्राट के विशेय प्रेम 
का उल्लेख । उनमें उत्तराधिकार का युद्ध तथा औरगज़ेव और मुराद का आपसी सह- 
योग । 

(वही पृ० ४२-४३) 

६ चपतराय का औरगज़ेव की सेनाओं को चवल नदी पार कराना और शामूगढ 
के युद्ध में दारा के विरुद्ध युद्ध । 

(वही पृ० ४४-४६) 

७ दतिया के शुभकरण दुंदेला और चेंदिरी के देवीसिंह बुंदेला को चपतराय के 
दमन को नियुक्त किया जाना । 

(वही पृ० ५०-५२) 

८ चपतराय की सहरा में मृत्यु । 

(वही पृ० ६३-६५) 

६ छतम्नसाल का जयसिह की सेना में सम्मिलित्त होना । 

(वही पृ० ७१-७२) 

१० छम्नसाल और शिवाजी की भेंट । 

(वही पृ० ७६-८० ) 

११ ओऔरगज़ेव की मदिर विघष्वण करने की नीति का विवरण ) 

(वही पृ० ८१-८२ ) 

१२ दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में राजपूनों का मुग्रलो से युद्ध। च्ाहजादा अकबर 
का राजपूतों के विरुद्ध भेजा जाना और उसका उनसे मिल जाना नया बाद में दुर्गादास के 
साथ दक्षिण चले जाना । 


(वही पृ० १०८) 


लय 


१९२ महाराजा छत्रसाल दुंदेला 


१३ औरणजेव की मृत्यु के पच्चात्‌ वहादुरशाह का सिंहासनास्ढ होना और 
उनसे संधि के पश्चात्‌ छत्तसाल का लोहागढ के घेरे (दिमवर १७१० ) में भाग लेना ! 
(वही पृ० १६१-१६२) - 
औरगज़ेव के काल के अखवारो के अध्ययन से यह पाया गया हैं कि लगभग वे सभी 
मुगत फौजदार और सेनापति (रुहुल्‍ला खाँ या रणदूला खाँ, मुनव्वर खाँ, मुराद खाँ, 
सैयद लतीफ, घेर अफगन, सदरुद्दीन, शाहकुलीन आदि ) जिनसे छत्रसाल के युद्धो का वर्णन 
छत्रप्रयाण और छत्रसाल के पत्नो में दिया गया है, किसीन किसी समय वृँढेलखड में ही 
नियुयत थे ।१९ 
शवाजी से छत्रमाल की भेंट के पश्चात्‌ से लेकर लोहागढ के युद्ध तक हुई घटनाओं 
के जो वर्णन लाल कवि ने किये हे उनका लगभग पूर्ण समर्थन छत्रसाल के जगतराज को 
लिसे गये पत्नो से होता है । इन पत्रो और छद्रप्रकाश के वर्णनो में यह जो समानता है उसका 
कारण यही हैँ कि इन घटनाओं सत्बी सूचना लाल कवि को स्वय छत्रसाल से प्राप्त हुई 
थी। इस प्रकार उन्रप्रकाश का ऐतिहासिक महत्त्व स्पप्ट ही बहुत अधिक हैं! लाल कवि 
ने वसे दरबारी कवि होने के कारण अक्सर घटनाओ के वर्णन को अपने आश्रयदाता छत्र- 
साल के पक्ष में थतिरजित कर दिया हूं, पर फिर भी उन्होने मूल सत्य को कभी नही छोडा 
भौर यहाँ तक फि शेर अफसन द्वारा छतवसाल की पराजय का उल्लेस करने से भी वह नही 
चवे | ! 


१४ इस प्रय पा त्तीसरा अध्याय ठेख । 
१४ दछदप्र० पृ० १४७ ! 


छज्नखाल का पॉरिवार 


हट 


१ उनकी रानियाँ 


छत्रसाल का परिवार बहुत वडा था । उनकी रानियाँ बहुत सी थी, परन्तु यह 
निश्चित नही हो सका है कि उनकी सस्या क्या थी छत्साल का प्रथम विवाह पंवार कुमारी 
देवकुंबर से हुआ था । यही उनकी पटरानी थी । सहरा के घेंबेरो ने भी छत्नसाल से पराजित 
होकर अपनी एक कन्या उन्हे व्याह दी थी छतम्रमाल का एक और विवाह सावर में सपन्न 
हुआ था। छंत्रग्॒काग में उनके इन्ही तीन विवाहों का उल्लेख मिलता हैं ।* श्री वियोगी 
हरि का कहना है कि छत्रसाल के केवल १३ रानियाँ थी । श्यामलाल ने पटियो और भाटो से 
प्राप्त सूचना के आधार पर छत्रसाल की विधिवत व्याही १६ रानियो के नामो की सूची 
अपने ग्रय में दी हैं, जव कि गोरेलाल उनकी सख्या १७ निश्चित करते है ।? इन रानियो में 
पिछड़ी जातियो की स्त्रियाँ और मुसलमान उपपत्तनिर्या भी थी । कहा जाता हैं कि छतसाल 
की एक रानी गरडेरिन थी, जिसके पुत्र मोहनसिह को महोवा से १० मील दूर श्रीनगर की 
जागीर दी गई थी । एक मुसलमाल उपपत्नी से भी छत्रसाल के शमशणेर खाँ और खाँजहाँ 
नामक दो पुत्र और एक पुत्री थी। जनश्रुनि है कि यही पुत्री पेशवा बाजीराव प्रथम को भेंट 
की जाने वाली प्रसिद्ध मस्तानी थी ।१२ 
यद्यपि छत्रसाल की पत्नियो के विपय में विद्येप विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं हो 
सकी हूँ, तयायि जो उल्लेख यत्र त्तत मिलते है, उनसे इसी वात का समर्थन होता हैं कि उनके 
बहुत सी रानियाँ थी । छत्नसाल प्राय जिन विरोधियों को पराजित करते थे, उनकी पुत्रियों 
से विवाह कर लेते थे। उन्होने इस प्रवार बुंदेलखंड के कई छोटे-छोटे राजाओं मौर जागीर- 
दारो से निकट सवव जोड लिये थे जिसमे वे उनका सहंयोग जौर सहायता प्राप्त करने में 
सफल हो सके थे। परन्तु यह वात भी नही हैं कि विवाहो द्वारा वरती जानें वाली उनकी यह 
राजनीति सर्देव सफल ही हुई हो । उदाहरणार्य वगण युद्ध (१७२६ ई०) के समय छत्रसाव 
का पुत्र हिरदेमाह रीवाँ राज्य को पादाक्रात कर वहाँ की एक राजवन्या का डोला अपने 


१. छप्न ० प््‌० ०, रे, €५, श्०६ | 
२ छम्न० ग्रं० पृ० ५, श्याम० रे, पृ० ६१-६२, गोरे० पृ० २१६। 


३. नाग० प्रचा० पत्रिका, जि० ६, पृ० १८२-८३ । 


श्र महाराजा छन्नसाल बुंदेला 


अनुज जगतराज के लिए लें आया था । * उसके इस कारें से वधेलखडियो में जो अपमानजनित 
रोप उत्पन्न हुआ वह अभी तक वधेलखडियो और बुँदेलखडियो के पारस्परिक मनोमालिन्य 
के सूप में चला आता हैं । 

छम्तमाल की रानियो में सबसे ज्येप्ठ देवकुवर ही उनकी विश्येप प्रेमपात्री थी । जब 
छत्रमाल मिर्जा राजा जयमिंह का साथ छोडकर शिवाजी से भेंट करने चल पडे थे तब इस 
सकटमय याना मे देवकुवर भी उनके साथ थी ।४ उस समय छत्रसाल की आयु लगभग १८ 
वर्ष की थी । देवकुंवर उनसे छोटी ही थी । पर इस छोटी आयु में भी उन्होने जिस पतिनिष्ठा 
और दृढता का परिचय दिया, उससे छत्नसाल सहज ही उन पर मुग्ध हो उठे । देवकुँवर की 
मृत्य संभवत छत्रसाल से बहुत पहले ही हो गई थी । उस समय उनका पुत्र हिरदेसाह शिशु ही 
था, जिसका सकेत हमें निम्नलिखित पद में मिलता है जो स्थानीय लोकश्रुतियों के अनुसार 
छम्साल ने बगश के आक्रमण के समय हिरदेसाह को लिख भेजा था 

बारे ते पालो हतो, फोहन दूध पिलाय । 
जगत अकेलो लडत हूँ, जो दुख महो न जाय ॥। 

छत्नसाल ने देवकुंवर के स्मृति-चिह्न हिरदेसाह को वडे लाड-प्यार से पाला और 
योग्य अवस्था प्राप्त होने पर उसी को अपना मुख्य उत्तराधिकारी और पन्ना का शासक 
नियुवत किया । जगतराज की माँ का स्थान रनिवास में द्वितीय था। वे ईर्पालु प्रकृति की थी । 
छत्रसाल के राज्य के बंटवारे को लेकर उन्होने हिरदेसाह और जगतराज में बहुत कटुता 
उत्पन् कर दी थी । इसलिए छत्रसात उनसे प्रसन्न न थे। उनकी मृत्यु जैतपुर में मार्च १७३० 
ये मध्य में हुई । पर छम्रसाल ने उनके दाह सस्कार में स्वय भाग न लेकर केवल एक सात्वना 
या पत्र जगतराज को लिख दिया और एक लाख रुपया उनके अन्तिम सस्कारो के लिए 
भेज दिया । ९ सत्रमाल की अन्य रानियो के सवध में कोई विशेष उल्लेखनीय सूचना प्राप्त 
नहों हई हूँ 


२ छत्तसमाल के पृप्र 

छप्तसात के पुन भी बहत से थे। उनकी ठीक-ठीफ संख्या भी रानियो की सख्या की तरह 
अनिश्चित ही हैं । स्यामताल के क्थनानुसार छत्रसाल के ६८ पुत्र थे, जिनमें से ४४ उनकी 
विवाहित पत्नियों से औौर १४ उनकी उपपत्तनियों से उत्पन्न हुए थे | कुबर कन्हैया जू ६४ 
पुत्रो वा उल्नेय पाने है, जिनमें से वेघबल ५० को ही वे छत्रसाल के औरस पृत्र मानते हैं, 


>> “+++-+ 


४ पन्ना० ३३ । हिरदेसाह रीवाँ में अपनी विजय फी स्मृति में एक बुंदेला 
दरयाओें पा भी निर्माण फरा आया था। 

४ एछ्र० पृु० ७८ 

६ पश्मा० ४२॥ 


छुत्नप्ताल का परिवार ५२५ 


और शेप को दत्तक या मुंहवोले पुत्र समझते हैं । पाग्सन छत्रसाल के पुत्रों की सख्या १३ ही 
निश्चित करता है । पर उसी के कथनानुसार उनकी सख्या १७ होनी चाहिए। पाग्सन लिखता 
हैँ कि “उनके १३ पुत्र थे, हिरदेसाह, जगतराज, पदम सिंह और भारतीचन्द ज्येप्ठ रानी से 
उत्पन्न थे और १३ पुत्र दूसरी पत्नियो तथा उपपत्नियो से थे ।” लोकश्रुतियों के अनुसार 
छम्साल के ५२ पुत्र ये। मासिर-उल-उमरा में भी उनके बहुत से पुत्र होने का उल्लेख है ।* 
निश्चित सूचना के अभाव में छत्नसाल के पुत्रो की वास्तविक सख्या के सबध में निश्चयात्मक 
रूप में कुछ भी कहना कठिन है, पर इतना अनुमान अवश्य किया जा सकता हैं कि उनके पुत्रों 
की सख्या काफी वडी थी । 

सामान्यत यह ही माना जाता हैँ कि छत्रसाल के इन पुत्रो में हिरदेसाह, जगतराज, 
पदम सिंह और भारतीचन्द ये चार पटरानी से उत्पन्न हुए थे और हिरदेमाह इनमें ज्येप्ठ 
था क्योकि छत्रसाल की मृत्यु के पश्चात्‌ वही मुख्य गद्दी पन्ना का उत्तराधिकारी हुआ था ।5 
परन्तु यह धारणा भ्रमात्मक है। ये चारो ही सौतेले भाई थे। पदम सिंह ही जिसे छत्नसाल का 
तृतीय पुत्र समझा जाता है, वास्तव में उनका प्रथम पुत्र था और छत्रसाल के एक पत्रानुसार 
जगतराज की आय भी हिरदेसाह से २-३ माह अधिक ही थी। हिरदेसाह वास्तव में 
छम्नसाल का तुतीय पुत्र था । पर पदम सिंह और जगतराज ज्येप्ठ होते हुए भी पन्ना की गद्दी 
के उत्तराधिकारी न हो सके क्योंकि वे छोटी रानियो से उत्पन्न थे । हिरदेसाह पटरानी का 
पुत्र था और इसलिए छतम्नसाल ने उसे राज्य के सबसे बडे भाग और पन्ना की गद्दी का उत्तरा- 
घिकारी वनाया। £ जगतराज की मा छन्नसाल के इस दृष्टिकोण से सहमत न थी उन्होने 


७ द्यास० २, पृु० ६२-६४, नाग० प्रचा० पत्रिका, जि €, पृ० १८४२-८३, 
गोरे० पु० २३१; पाग्सन पु० १०५; मा० उ० २ पू० ५१२१ 

प पाग्सन० पृ० १०५। 

६. पन्ना० ८५, ७० छतप्नसाल फे यह दोनो पत्र जगतराज फो लिखे गये हू । पहिले 
पत्र में छत्साल लिखते हे “राज पदम सिंह सबसे जेठे आयें चाहे के हमारी बात हिरदेसाह 
से जादा हो जावे तो नहीं हो सकत। जिठाई मं सोई विवरा होत हू.” 

इूसरे पत्र में इस विवरा फो वे जगतराज फो स्पष्ट फरते हुए लिखते ह “तुम से 
वन से (हिरदेसाह से) दो-तीन महीना फी लुहराई-जिठाई हे, तुमारी बऊआ ज्‌ (माँ) 
बोहूट मे काहे को परी हूँ फ हमारे कुंवर परना फे राजा हू है तुमको ई फ मघ्घे फँऊ चपषत 
लिप चुके क॑ वनकौ समझा देव. अरु कहती हू क॑ हमारे कुंवर पहिला भयें हे सो येई 
परना के राजा हू हैं ताको जब दलेल से लड़ाई भई ऊ वपत प॑ तुमारी वऊआ जू ने ये हो बात 
कही ह॒ठी के सो व रिसा के रीमा को जात रहे हते जब फिर उसकारनी फरतो हैँ हमारी 
मोजूदगी में काहू को कछ नहों होत और परना फे राजा होवे फो हक हिरदेसाह फो है जेंडे 
ये जायें कछू तुम नहों हो पहिला तुम्हारो जनम हो गयो हैँ सो जेठे ना फहायो जेठ हिरदेसा 


१२६ महाराजा छत्नसाल बुदेला 


जगतराज को इस वेंटवारे के विरुद्ध उकसाया और उसे पन्ना की गद्दी स्वय प्राप्त करने को 
उत्तेजित किया, जिमके फत्रस्व््य जगत्तराज और हिरदेसाह में तो कटुता उत्पन्न हो ही 
गई, साथ ही छत्रमाल भी जगतराज और उसकी मा से अप्रसन्न हो गये । छत्नसाल उत्तरा- 
धिकार सय्रधी अपने निव्चयो पर अडिग रहे और अपने कई पत्रो में उन्होंने जगतराज तथा 
उसकी माता की कुटु॒म्व में फूट डलने वाली बातो की तीब्र भर्त्सना करते हुए उन्हे खूब ही 
फटकार बताई ।१ ९ 

परन्तु छतसाल बिल्कुल ही पक्षपात-रहित हो, सो वात भी नही थी । हिरदेसाह पर 
उनका सबसे अधिक प्रेम था । अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य के विभाजन में उन्होने हिरदेसाह 
को सवाया और जगतराज को तीन चौथाई भाग मिलने की व्यवस्था की थी, और इसी 
अनुपात से सेना, तोपें, राज्य-कोप आदि भी बाँटने के आदेश अपने कर्मचारियो को दिये 
थे। पर छम्तसाल के एक छुपे हुए कोप में € करोड रुपये सचित्त थे जिनका किसी को कोई 
पता न था। यह कोप उन्होने केवल हिरदेसाह को बता दिया और जगतराज को इसमें से 
कुछ भी न मिल सका । कितु जगतराज को इस कोप के हिरदेसाह को दिये जाने का समाचार 
किसी प्रकार मिल ही गया और उसने छत्नसाल को इस सवध में एक पत्र भी लिखा । पर 
छत्रसाल ने ऐसे किसी कोप के होने की अफवाह तक का खडन करते हुए जगतराज को 
एक कडा पत्र लिस उसे चुप कर दिया। वे जगतराज को अयोग्य समझते थे और उसके 
“र्पाल्‌ स्वभाव से भलीभाति परिचित थे । इसलिए यह सोचकर कि उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
राज्य के अधिकाण भाग की रक्षा का भार हिरदेसाह के कधो पर पडेंगा, उन्होने यह्‌ €& करोड 
की रकम चुपचाप उसे दे दी। मृत्यु से दो ही दिन पूर्व, दिसम्बर २, १७३१० के एक पत्र में 
उन्होने हिरदेसाह को यह रकम संभाल कर केवल भयकर सकटो में जब मुगल या अन्य 
एब्र आक्रमण करें, तभी सर्च करने की सलाह दी थी ।११ 

राज्य के बंटवारे के सिवा छत्रसाल ने अन्य किसी बात में हिरदेसाह का विशेष पक्ष 
नही लिया। उनका वैसे सभी पुत्रों पर समान प्रेम था। जगतराज के अयोग्य होने और उसके 
हिरदेसार से द्वेप रसने पर भी छ्नसाल का उस पर स्नेह था | जगतराज के जिज्ञासा प्रकट 
फरने पर वे ८० वर्ष की बुद्धावस्था में भी घटो बैठकर अपने प्रारम्भिक जीवन और सघपों 
का वर्णन पत्नो द्वारा लिसवा कर उसे भिजवाया करते थे। अपने सबसे ज्येप्ठ पुत्र पदम सिह 
पर भी उनया स्नेह कम न था | एक बार तो उन्होने मऊ से पन्ना तक की लगभग ५० मील 


(ह) पहावत हूँ जो येफ जनी फे तुम दोऊ जने होते तो जेठे तुम फहावते हिरदेसा (ह) फो 
मतारो जेंठी आये ओर थे तुमसे पाछे भये तो वे तुमसे जेठे फहा है घर के उपदरे में कछ 
सार न पड़ है सो अपनो चऊआ जू फो समझा दीजी ।” है 
१० पपन्ना० ७, ८५, १३, २५, २६, २६, ५०, ७० 
११ पप्मा० ४६, ५०, ५१, ५२, ६२, ८१, ७५, ८७। 


पत्र की प्रतिलिपि 


श्री महाराजधिराज श्री महाराजा श्री राजा छत्नसाल जू देव को 
हुकम ओंते दिमान जगतराज जू देव की आपर हम दिकदार रहत 
है ती से लिपी है के तुम वा हिरदेसांह मिल के रहो हमारी 
मौजूदगी में तुमारी सब वन परी जा तुमारी इनको ओक मन रहे 
तो कोऊ कछू नही कर सकत है वा फूटन हो जे है जी चाहे राज 
बढ़ा लेबे तीसे दोझ जने मिल के रहो व हिरदेसाह को इलाबो है 
वा तुम आओ जो कछू तुम को कहने है सो दोझ जनन ते केहै 


या तुमारी वनकी अपन सामने बातचीत हो जावे 


प्रचा हमने अपने हातन लिघो है 


अगहन सुदि १ संबत १७८८ मुकाम मऊ 


शुक्रार, १६ नवंबर १७३१ ई 


छुन्नसाल का परिवार १२७ 


की यात्रा केवल पदम सिंह को मुगल सेना में मराठो के विरुद्ध प्रथमनीय सेवा के उपलक्ष्य में 
वबबाई देने के लिए ही की थी। छन्नसाल की हादिक इच्छा थी कि उनके पुत्र भी उनके समान 
ही कठिनाइयों का सामना करने योग्य बनें और उनके पच्चात्‌ भी राज्य को ययावत्‌ बनाये 
रखें । इसी उद्देश्य से वे अक्सर उन्हें प्रेरित करने के लिए अपने नधघर्पो के बारे में उनसे चर्चा 
किया करते थे। अपने जीवनकाल में ही छत्रसाल ने राज्य के प्रदेशो को अपने पुत्रों में वॉट- 
कर उनके शासन का भार उन पर छोड दिया था, ताकि उन्हे उन प्रदेशों की शासनसबधी 
वातो का ज्ञान हो जाय । अपने पुत्रो में गृहयुद्ध को सभावना दूर करने के लिए उन्होंने 
राज्य के विभाजन स्वँंधी अपने इरादे उन्हे पहले से ही अवयत करा दिये थे । इतना ही 
नहीं, मृत्यु से कुछ दिन पहले छत्रसाल ने अपने चार मुख्य पुत्रो पदम सिंह, हिरदेसाह, 
जगतराज और भारतीचन्द को मऊ में अपने पास बुलाकर राज्य की सुरक्षा के लिए मिलजुल- 
कर रहने की प्रेरणा दी जिनके फलस्वरूप उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ फिर कोई कदुता उनके 
आपसी सवधो में दिखाई न पडी । यहाँ तक कि हिरिदेसाह और जगतराज का विद्वेप भी 
लगभग समाप्त सा ही हो गया । ११ ट्रस प्रकार अपने अन्तिम समय में छत्साल राज्य की 
चिन्ताओ से मुक्त हो गये और उन्हे यह सतोप हो गया कि मुग़ल साम्राज्य से निरन्तर सघर्प 
करके उन्होने जिस स्वतन्त्र हिन्दू राज्य की स्थापना की थी, वह महाराष्ट्र की हिन्दू पद- 
पादशाही की छाया में उनके पुत्रों के अधीन चुरक्षित बना रहेगा । 


हे. छत्नसाल के सहयोगी वंधु 


छत्रसाल के चार भाई थे । इनमें से सबसे ज्येप्ठ सारवाहन की मृत्यु तो छत्रसाल के 
जन्म के पूर्व ही झाँसी के पास खैल्हार में मुगलो ने युद्ध करते हुए हो गई थी। उनके दो 
भाई जगद और रतनशाह स्वतन्त्रता सग्राम में उनके साय ही थे ) ये दोनो भी छत्रसाल से 
आयु में बडे ये । छत्रसाल के सबसे छोटे भाई गोपाल के सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं 
मिलता । 

छम्रसाल को अपने भाइयो एवं सवधियों से भरपूर सहायता और सहयोग प्राप्त 
हुजा था। लाल कवि के अनुसार उनके सत्तर सवधियों ने मुगल विरोधी सघर्पों में उनका 
साय दिया था ।१३ मुग्रलों से प्रारम्मिक मृठमेडो में छत्नसाल के भाई निरन्तर उनके साथ 
रहे जैसा कि ममकालीन मुगल अख़वारो में वार-बार 'चपत के पुत्रो' के उल्लेज़् आने से 
प्रतीत होता हैं। पर चपत के पुत्रो के सम्बन्ध में ये उल्तेख १६७८ $० और १६८४५ ० के 
वीच के हो अखवारो में उपलब्ध हैं । सन्‌ १६८५ ई० के पण्चात्‌ ऐसे उल्लेख न मिलने से 


१२. यह पृर्ण विवरण पन्ना ० १, ३, ६, २६, ५०, ८४५, ८६, ८७, मोर १०० पर 
आधारित हूँ । 


१३ छत्र० पु० १०२, १०३१ 


श्र८ महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


ऐसा अनुमान होता है कि या तो छत्रसाल के सिवा अन्य चपत के पुत्नो' की मृत्यु १७वी 
सदी के अन्तिम दशक में हो गई थी, अथवा छत्रसाल का महत्त्व अधिक बढ जाने से शाही 
समाचार देने वालो ने फिर उनका उल्लेख ही नही किया। चपतराय के पुत्रो में छत्साल ही 
सवसे अधिक प्रतिभाशाली सिद्ध हुए और उनकी सफलताओ ने उन्हे जो यश प्रदान किया 
उसके समक्ष जन साधारण उनके अन्य भाइयो को भूल से गये । इस भाव को लाल कवि ने 
वडी ही कुशलता से निम्नलिखित पद में व्यक्त किया हैं -- 

जदपि नदी पानी भरी, अपने अपने ठाँउ । 

पै॑_ गगा में मिलत ही, गगा ही को नाँउठ ॥ 

(छत्र ० पृ० (८ ) 


7205 66860 0५ +8]69#॥ 7५8 - एगधा्वां 


छत्र्साल का शासन £ 96 : 


&-+- जज >> तन 
लत-+ल-.++७- ++०+न--»-न+++-ननननीयननन-बनमनननमनननीयन नानी नी >ती 3 नमीनानननीना तल जल लतज+. ++-+ 


१. राज्य का विस्तार 

छत्रसाल की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्रो और पेशवा बाजीराव प्रथम को जो प्रदेश 
मिले, अगर उनसे छत्रसाल के राज्य की सीमाओं को निर्वारित किया जाय, तो उनके राज्य 
का विस्तार उत्तर में यमुना तट पर कालपी से दक्षिण में सिरोज और सागर तक और पश्चिम 
में ओरछा, दतिया तया ग्वालियर की सीमाओ से लेकर पूर्व में वघेलखड के जसो, मेहर और 
वीरसिहपुर के इलाकों तक था। इस विस्तृत भेखड में उत्तरप्रदेश के झाँसी जिले का कुछ 
माग, जालौन, वाँदा, और हमीरपुर के जिले, आधुनिक मव्यप्रदेश में विलीत हुई अजयगट, 
चरखारी, पन्ना, विजावर, शाहगढ, छत्तरपुर, सरीला, अलीपुर आदि रियासतें और सागर 
तथा मिरोज भी शामिल थे ।९ छत्रसाल के राज्य का विस्तार पूर्वी और उत्तरी दृंदेलखड 
में ही अधिक था। यह प्रदेश घने जगलो, गहरी घाटियों और पर्वंतश्रेणियों से आवत्त होने 
के कारण डंगया' राज्य कहा जाता था ।*१ 

छत्रमाल के लूट का क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत था । उन्होने कई बार सूवा मालवा 
तक छापा मारे और नेलसा से चौव वसूल की । नरवर और चंदेरी को भी कई वार लूटा । 
वंधेलखड में रीवाँ तक के प्रदेश को हिरदेसाह ने वगण युद्ध के समय १७२६ ई० में जीत ही 
तिया था। पर तुरन्त ही छत्साल के आदेशानुसार हिरदेसाह विजित प्रदेश को पुन रीवाँ 
के शासक को लौटा कर बगश का मुकावला करने जैतपुर चला जाया था। छत्रमात की सैनिक 
टुकड़िया ग्वालियर तक जा पहुँचती थी और निक्‍्टवर्त्ती गाँवों को लूट डालती थी। अपने 
मीमाप्रात के शाही प्रदेशों पर छापा मारकर छत्नसाल शिवाजी वी तरह अपने युद्धो को 
आशिक रूप से उपयोगी बनाते ये । उनके इन जाक्रमणों को चौथ देकर टाला जा सकता था। 


१. पाग्सन० (पृ० १०५,१०७) के अनुप्तार छत्रसाल को मृत्यु फे पश्चात्‌ 
पेशवा फे भाग में फालवी, हटा, सागर, झाँसी, सिरोज, कोच, गढाकोटा और 
ह्रिदेनगर आदि बाये थे। हिरदेसाह को पन्ना, फालिजर, मऊ, एरच, घामोनी आदि के 
प्रदेश मिले थे ओर जगतराज के हिस्से में जेतपुर, अजयगढ़, चरखारी, भूरागढ़, बाँदा 
आदि पढ़े थे । हि 

देसाई० २, पु० १०८ और गोरे० पृ० २३२ भी देखें। 

२. डेंगेया' शब्द डॉगासे बनता हूँ बुंदेलखडोी में डौँग घने जगल को कहते हूँ । 


१३० महाराजा छन्नसाल बुदेला 


जिस प्रदेश पर आक्रमण किया जाता था, उसकी मालगुजारी के चौथाई भाग को चौय कह 
कर वसूल किया जाता था ॥3 

छत्रमाल सावारणत अपने पडोंस के ओरछा, दतिया, चेंदेरी आदि के वुँदेला राज्यों 
पर कभी आक्रमण नहीं करते थे। वे व्यर्थ में ही उनसे शत्रुता मोल लेना नही चाहते थे। 
पर जब इन राज्यो के शासक मुगलो से मिलकर छत्रसाल के दमन को कटिवद्ध हो जाते तो 
फिर छत्रसाल उन्हे भी सवक सिखाने में नही चूकते थे । 


२ शासन प्रवधघ 


छप्तमाल का राज्य ४० परगनो म बेटा हुआ था ।४ पर यह परगने मुगल महालो 
से भी छोटे होते थे और अक्सर एक मुगल महाल के कई छोटे-छोटे भागो में विभाजित हो 
जाने से वने थे ४ इन परगनो के शासन के सम्बन्ध में वहुत ही कम जानकारी प्राप्त हैं । 
उस अथातिपृर्ण युग में किसी स्थायी शासन व्यवस्था का निर्माण करना कठिन था। मराठो 
की भाँति छम्नमाल को भी अपने राज्य की रक्षा के लिए निरन्तर युद्धों में लगे रहना पडता 
था, जिससे फवस्वरपर शासन की समस्याओं की ओर वे विशेष ध्यान नही दे सके । और 
फिर उनमें शिवाजी जैसी शासकीय प्रतिभा भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने उस समय अन्य 
बुंदेला राज्यो में प्रचलित शासन प्रणाली को ही, जो बहुत अञ्ञो में मुगल शासन व्यवस्था के 
अनुरूय थी, अपना लिया । 
छप्तसात की शासन व्यवस्था मूलत सामतवादी ही थी। राज्य के प्रदेशों को दो भागो 

में वाँट दिया गया था। मगलो के खाजसा' प्रदेशों की तरह कुछ प्रदेशों का शासन सीधे 
दस्वार से ही होता था और शेप प्रदेशों को जागीरो के रुप में जागीरदार, मैमारदार और 
प्दर्रयिधों जादि वो दे दिया जाता था (९ जागीरदारों और मैमारदारों को एक निश्चित 
सग्पा में सैनिक रखने पडते थे, जिन्हे साथ लेकर वे छत्रसात के यद्वो में भाग लेते थे । 
जागी दारो में अधिकाश राज वराने के लोग और सत्रयी ही होते थे। मैमारदार वे लोग 
होते वे, जिन्हे उनयी सेयालं थे पुरस्शास्स्वरूप भुमि प्रदान की जाती थी। मैमारदार जागीर- 
दारो से नीची थेगी से होते थे जीर अपनी भूमि पर साधारण-सा कर भी देदे थे। पदरखियों 

३ पन्ना० ७४। 

४ पत्तना० ४६॥। 

५ कोटरा, से यदनगर, मऊ, महोनी आदि परग्े मिनके उल्लेंस पुराने फागजातो 
में मिलते हैं, प्राप सनी दुदेलों पे पाल में बनाये गये ये । 

जालोन गज्ञे० पृ० १२८॥। 

६ पप्ना० ३६, ६२० और ८२। मंमारदार और जागोरदारों या उल्नेस छत्रसाल 
वे गन प्रो में आया हूं । 


छप्नत्ताल का शात्तन १३१ 


को दान दो गई भूमि बा जागीर पर कोई कर नही देना पडता था। वे सामन्‍ती कर्तंव्यों से 
भी मुक्त रहते थे। पदरनी अधिकतर ब्राह्मण होते थे । उनको केवल समय समय पर घामिक 
अवसरो और अन्य उत्सवो पर उपस्थित होना पडता था। मन्दिरो के व्यय के लिए भी भूमि 
और जागीरें दी जाती थी ।९ 

भूमि की मालणुजारी दो प्रकार की होती थी । एक को मनियावन5 कहते थे 
और दूसरी 'कनकूति'६ कहलाती थी। मनियावन में मालगुजारी की एक निश्चित रकम 
मुग़ तो के समय से चली आयी फसल की अनुमानित उपज या वोधे गये बीज के मूल्य के 
आधार पर निर्वारित की जाती थी। कनकूति व्यवस्था में खडी हुई फसल का मूल्याकन पढ- 
वारी बोर गाँव का मुलिया करते थे। इस मूल्याकन में फनल के चोयाई भाग को किसान के 
खब की पूर्ति के लिए छोड दिया जाता था और शेप का चौथाई या छठवाँ भाग राज्य की 
मालगुजारी के रूप में ले लिया जाता था )९* 

प्रणगनों में चौदरी और कानूनगो मालगुजारी सवधी मुख्य अधिकारी होते थे । 
पन्ना के राजा किशोर्रामह्‌ (१७६८-१८३४) को १८०७ और १८११ ई० में अप्रेजों द्वारा 
दी गई सनदो में इत दोनो अधिकारियों का विशेष उल्लेख होने से स्पप्ट हैं कि स्थानीय शामन 
में इनका महत्त्व बहुत अविक था । ११ 

अपने एक पत्र में छत्तसाल प्रत्येक परगना में एक मुमही के नियुक्त होने का उल्लेख 
करते हैं। यह पत्र पन्ना के फौजदार को लिखा गया हैं जिससे प्रतीत होता हैँ कि परगनों 
का एक अन्य विशेय पदाधिकारी फौजदार भी होता था ।१* मुसहों हिसाव-किलाव सवंधी 
बातो और अन्य व्यय का लेखा जोखा रखता था। फ़ौजदार का मुख्य कार्य परगनो में शानि 


जज 


७. पप्चा० गज ०प० २६, ३०, ८४-६७ । 


८ मनियावन' दव्द मनि से बना हू । एक मनति का वजन लगनग ७ सन होता 
या। 


६ कनरुति' या खनकूति फो उत्पत्ति खनरी से हुई है जितका वजन लेगनग 
१ मन १० सेर होता था । 

१०. पतन्ना० गद्धे०पु० २६। पन्ना गज्ञेटियर में अग्रेजों फे पूर्व की जिस मालगुजारी 
व्यवस्था का वर्ग न है सनवत' वह छत्नसाल फे समय से ही चली ता रहो थीो। मुस्लों वे समय 
में व देला राज्यों में जो मालगुजारी व्यवस्था अपनाई गई थी वह १६वों सदो के प्रारम्भ 
तेक ययाव॒व चालू रहो, तलह्चात्‌ अप्रेज शात्तको ने अपने हितों फो ध्यान में रखकर उत्त्ने 
फुद हेर फेर कर दिये । 

११. पन्ना० गज्ञे ० पु ० ४१-४३॥ यह सनदे इन दच्दे से प्रारम्भ होतो है -- 
छ८ ॥ ०७॥ ६० भार टा०७ तप (जा0्णपरएएड ८८ # 

१२- पन्मचा० ४६। 


१३२ महाराजा छत्नसाल दुंदेला 


बनाये रखना था । वह अन्य सेना सवधी कर्तंव्यो का भी पालन करता था । उसके कार्य 
शेरशाह के शासन में शिकदर और मुगलो के फौजदार के ही समान थे । 
अन्य प्रशासकीय विभागों के कर्मचारियों में किताबी, वुतायती, बख्शी, दफ्तरी, 
और खास कलम आदि के विश्ञेप उल्लेख प्राप्त हुए है। किताबी सरकारी कागजातों को 
सभालकर सिलसिलेवार रखता था, जिससे आवश्यकता पडने पर उन्हे शीघ्य्र प्रस्तुत किया 
जा सके | वृतायती सभवत मुगल शासन के दीवाने बयुतात का अपम्र श हैं। बुतायती पर 
राजकीय व्यय का हिसाव रखने और राज महलो में आवश्यक वस्तुएं पहुँचाने का भार था । 
शायद उसके कार्य मुगल शासन के खान-इ-समान के अनुरूप ही होतें थे । १३१ बख्शी आय- 
व्यय का ब्यौरा रखता था और अन्य विभागों की आय-न्यय के जो ब्यौरे तैयार किये जाते 
थे, उनकी जाच करता था । इन विभिन्न विभागों में काम करने वाले मुशियों को दफ्तरी 
कहा जाता था । राजा के व्यक्तिगत सचिवों को खास कलम कहते थे । इन्ही के द्वारा राजा का 
व्यवितिगत और गुप्त पत्र व्यवहार होता था। राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण मामलो की जानकारी 
इन्हें होती थी । इसलिए इस पद पर बहुत ही विश्वासपात्र लोगो को रखा जाता था । खास 
कलम के पास ही राज्य की मुहरें रहती थी। छत्रसाल की मुहर में एक विशेषता थी । उनकी 
महर पर "नही अकित रहता था, पर जिसका तात्पर्य एकदम उल्टा होता था, अर्थात्‌ नही” 
का अर्थ सही समझा जाता था। छतमसाल के पत्रों के सिरनामों पर निम्नलिखित चेतावनी 
भी होती थी -- 
जान हैं सो मान हैं, 
ना मान हैं सो जान हैं । 
उपर्युक्त पदों पर साधारणत कायस्थ, ब्राह्मणों और ठाकुरो को ही नियुवत किया 

जाता था। छप्नसाल उनकी नियुत्रित स्वय करते थे और कभी-कभी अपने पुत्रों से इन पदो पर 
नियुक्ति वे लिए उपयवत लोगो के नामो की सूची भी मेंगवा लेते थे।? * राज्य में डाक चौकी 
वी भी व्यवस्था थी और हरकारो तथा साँडनी सवारों द्वारा समाचारो का आदान प्रदान 
शीघ्रता से होता था । एक हरकारा एक दिन में ४० मील तक के समाचार ले आता या । १४ 


३ आय ओर राज्य कोय 
उन्तमाल के राज्य वी वापिय आय लगभग टडेढ करोड रपये थी ।१ ६ पाग्सन के अनु- 
सार छत्तसाद की मृत्यु के पश्चात्‌ हिर्देसाह जौर जगतराज वो जो प्रदेश मिले थे, उनकी 


१३ सरफार छत मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन! पु० डंडे, ४५ ॥। 
१८ प्मा० ८१। 
१५ यहो, २३५, ४८, ६८ । 


छुन्नसाल का शासन १३३ 


आय क्रमश रु ३८,४६,१२३ आ १३पा १० और रु ३०,७६,९०३आ श्पा श्थी। 
पेशवा वाजीराव प्रथम के भाग में जो राज्य आया था, उसकी आमदनी भी जगतराज के 
राज्य के वरावर रु ३२०,७६,९०३ आ १पा १थी। १० इस बटवारे में लगभग ५० लाख 
की आय के प्रदेशों को छोड दिया गया था क्योकि छत्रसाल ने पेशवा को अपने राज्य की कुल 
आमदनी केवल एक ही करोड वतलाई थी । उपर्युवत विभाजन के अतिरिक्त छत्रसाल ने 
२३ लाख से ३५ लाख तक की आय के प्रदेशों को अपने जागोरदारो और मैमारदारो में वाट 
दिया था। उनके ज्येप्ठ पुत्र पदम सिह को एक बार ३३ लाख की जिगनी की जागीर और 
चौथे पुत्र भारतीचन्द को २३ लाख की कुटरो की जागीरें दी जाने के भी उल्लेख मिलते है । 
जगतराज की रानी जेत कुंवर को भी वगश से युद्ध करने के उपलक््य में जलालपुर और दर- 
सेडा के दो परगने दिये गये थे। जिनकी आय छ लाख थी | कुछ और भी छोटी-छोटी जागीरो 
का अन्य लोगो को दिया जाना सभव है । इन सव बातो को ध्यान में रखते हुए यह ठीक ही 
जान पडता हूँ कि छत्नसाल के राज्य की आय डेडढ करोड थी ।१८ 

राज्य की मालगुजारी के अतिरिक्त पन्ना की हीरे की खानों, चौथ और ट्टपाट आदि 
से भी कम आय न थी। छत्रसाल के राज्यकोप भरे थ। पन्ना, महेवा, और जैतपुर के कोपों 
में कुल मिलाकर ५ करोड रुपये सचित थे। नौ करोड स्पये और बहुत-सी स्वर्ण मुहरो का 
एक अलग कोप केवल छत्रसाल की जानकारी में था, जिसका पता अपनी मृत्यु से कुछ दिन 
पहले वे हिरदेसाह को दे गये थे । चौदह करोड की इस घनराशि के अतिरिक्त सोना, चाँदी 
और रत्नजडित आमूपण भी प्रचुर मात्रा में थे ।१ ६ 


४ सेन्य सगठन 


छत्रसाल की स्थायी सेना में ४१-४२ हजार पैदल और १२ हजार घुडसवार थे । 
छोटी-बडी ३०० तोपो का एक लब्कर अलग था। यह सेना और तोपें परगनो में उनकी आव- 


१७ पाग्सन० पु० १०५, १०७। छत्नसाल के राज्य का यह घटवारा उनके निददे- 
शनो के अनुसार हुआ नहों जान पडता । छत्नसाल ने अपने राज्य का सवाया (११) 
भाग हिरदेसाह को ओर तोन चोयाई (2) भाग जगतराज को तथा इन दोनो भागों 
का एक तिहाई (3) भाग पे शवा को दे ने फे आदेश दिये थे। (पन्ना० ६२)। इन आदेशो को 
पालन फरने पर जगतराज का भाग और फम होता और पेशवा का भाग जगतराज फे भाग 
के बरावर न होकर उससे अधिक होता । 

इस विभाजन सबंधो जो सूचना अन्य ग्रयो में मिलती हूं, बहु भी विश्वसनोय नहीं 
हैं। (गोरें० पृ० २३९ और इयाम० २, पृ० ६४-६६ भी देग्वें।) 

१८ पप्ना० १, हे, २२, ३६, ६२।॥ 

१६ वही, ४६, ५१, ८७, ८८ । 


१३४ महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


श्यकतानुसार वेंटी हुई थी । हर परगने में दो सौ से लेकर पाच सो सैनिक और एक या दो 
तोपें होती थी। इन सैनिको और उनके नायको का वेतन उसी परगने की आय से दिया 
जाता था। सात हजार सैनिक २० तोपो सहित हर समय पद्मा की रक्षा के लिए सनद्ध रहते 
थे। तीन हजार सैनिक और २०-२५ तोपें जैतपुर में थी, ओर छत्नसाल के पास २० 
हजार सेना और १०० तोपो का एक तोपखाना अलग था । घुडसवार सेना के वित्तरण 
सवधी सूचना उपलब्ध नही हूँ । केवल घृडसवारो को राज्य की ओर से घोडे दिये जाने का 
उल्लेस मिलता हूँ । पर बहुत सभव हूँ कि पैदल सैनिको और तोपो की तरह घुडसवारो की 
टुकटियाँ भी हर परणगने में वेंटी हुई हो । इस स्थायी सेना के अलावा जागीरदार और मैमार- 
दार भी छोटी-छोटी सेनायें रखते थे, जिन्हें आवश्यकता पडने पर बुलाया जा सकता था। 
छत्रमाल की सेना में उंटो की सेना और हाथी भी ये ।*९ 

सैनिको को भरती करने में किन्ही विशेष नियमो का पालन नही किया जाता था और 
न किसी जाति या वर्ग विशेष को ही महत्त्व दिया जाता था। केवल छत्रसाल के झडो के 
नीचे लड़ने की आकाक्षा और शस्त्र सचालन में निपुणता ही योग्यता की कसौटी थी। 
छत्रसाल के सैनिक सभी वर्गो के थे । उनमे ब॑देले, सेंगर, परिहार, धेघेरे और पेंचार आदि 
क्षत्रियों के अतिरिक्त गोड, ब्राह्मण, वेश्य और निम्न जातियो के सैनिक भी वहुत वडी सख्या 
में वे। उनकी सेना में मुसलमान भी थे और हारी हुई मुगल सेनाओ के सैनिको तक को भरती 
कर डिया जाता था। छम्रप्रकाश और छत्नसाल के पत्रों में ऐसे अनेक सैनिको और सेना नायको 
के नामो के उल्लेस मिलते हूँ | उदाहरणार्थ छत्नसाल की सेना में हरीकृषप्ण मिश्र, माधाता 
चौदे, दलमाह मिश्र, लच्छे रावत आदि ब्राह्मण, गगाराम चौदा, और हरजू मल्ल गहोई 
वैष्य, और निम्न जातियो के पवल घीमर, नदन छिपी और राममणि दोवा (अहीर) 
आदि तथा फोज़े मियाँ, नाहर साँ, अछी खाँ और ईसफ खाँ आदि मुसलमान सभी शामिल 
थे ११ 
५ शोय विचार 

पहडे कहा जा चुका हूँ कि छत्रसाल के राज्य का विस्तार पूर्वी बुंदेलखड में ही अधिक 
था। उस प्रदेश की भूमि पहाडी और ककडीली होने के कारण सेती के योग्य न थी । उस 
बाड़ में लगभग हर समय युद्ध होते रहते थे या उनके होने की निकट सभावना से छोग प्रस्त 


गहा बाते थे | ऐसी स्थिति में कृषि शोर व्यापार की उन्नति होना असभव था। केवल तल- 


नमन जब अमन जी 


२० चही, ४६। जंतपुर फे समीप बुदेलो से एक मुठभेट के वर्णन में मुहम्मद खाँ 
घगश ने छत्रसाल यो ऊँटो की सेना की टुफडियों का उल्लेयप किया हूँ । इविन० २,पृ० २३५। 
२१ पन्ना० ४७, ४६, ७६ और ७८, छत० पृ० ८६, ११२, १२६, १३२, 


चल 
है यू |। 


छुत्साल फा शासन श्र 


वार का पेणा ही ऐसा था जिसमें लाभ की कुछ निश्चित सी सभावना थी । यही कारण हूँ 
कि ब्राह्मण, वैद्य और थण्‌द्र तक चैनिक वन गये थे। छत्रसाल के लूटपाट के अभियानो में विशेष 
लाभ देख कर ही ये लोग भारी मख्या में उन्तकी सेना में भरती होने को तैयार हो गये थे 
जिससे छत्रसाल सुगमतापूर्वक छीघ्य ही कम खच में एक वडी सेना सगठित करने में सफल 
हो सके । ह 

छत्रमाल शिवाजी की तरह उदार निरकुद शासक थे शानन के सभी भागो पर 
उनका व्यक्तिगत नियत्रण रहता था। उनके मत्रिगण केवल उन्हे मलाह देने के अतिरिक्त 
उनवी नीतियो पर विश्येप प्रभाव न डाल सकते थे। ग्राम प्चायतो और विभिन्न जातियो 
के पचो के निर्णयों को मान्यता देकर छत्रसाल उनके अधिकारों में बहुत ही कम हस्तक्षेप 
फरते थे और वे प्रजा वी भलाई के लिए नर्देव प्रयत्नशील रहते थे, जिससे जन माधारण 
को उनकी निरकुशता आँसती नही थी । सामतवादी व्यवस्था उस युग की विभिष्टता थी । 
छत्रमाल ने भी उसे अपनाया। पर शिवाजी की तरह सामतो को नकद वेतन न देकर छत्र- 
साल ने अपने सामता और सरदारो को पीढी दर पीढी के लिए जागीरें दे दी थी । फल यह 
हुआ कि उनके निर्वेछ उत्तराधिकारियो के समय में जैसे ही इन जागीरदारो पर निवत्रण 
ढीला पडा नही कि उन्होने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के प्रयत्न करना आरम्भ कर दिये 
और घीरे-धीरे छत्रसाली राज्य कई स्वतन्त्र छोटे छोठे राज्यों में विभक्‍त हो गया। 

छत्रसाल की शासन सवंधी जो उपर्युक्त सूचना उनके कुछ पश्चो और अप्रेजी गजे- 
टियरो से उपलब्ध हुई है, उसके जाघार पर यह कहा जा सकता हैं कि छगसाल ने मुगल 
शासन के मुख्य अगो को ही जपनाया और उसमें स्थानीय दृष्टि ने महत्त्वपूर्ण बातो का 
समावेश करके अपनी शासन व्यवस्था का निर्माण किया। इस व्यवस्था में भले ही मौलिकना 
न हो, पर प्रजा के हितो की दुष्टि से वह बहुत उपयोगी सिद्ध हुई जौर जाज भी जिस भवित्त 
एव श्रद्धा से बुंदेलखडी लोग छत्रसाल को स्मरण करते है, उससे सहज ही उनवा जनप्रिय 
शासक होना प्रमाणित हो जाता हूँ । 


705 66960 0५ 98]69#॥ 2५४ - एपुवाधां 


छत्रसाल का चाररित्र्य, नॉंलिं अर महत्व. 8 १8४ 


१ देहावसान (दिसवर ४, १७३१) 


वगण युद्ध (जनवरी १७२६-अगस्त १७२९) के पदचात्‌ छत्रसाल दो वर्ष और 
जीवित रहे । इन वर्षों में वे राज्य के कर्मचारियो और अपने पुत्रो को इस सवघ में निर्देशन 
देने में कि उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य का बेंटवारा किस प्रकार हो, और मुख्यत जगतराज 
को अपने प्रारम्भिक सघर्षो के बारे में लिखने में व्यस्त रहे । जगतराज़ से वे उसकी राज्यकार्य 
के प्रति उपेक्षा और हिरदेसाह से मनोमालिन्य रखने के कारण बहुत असतुष्ट थे । जगतराज 
उनके इस असतोप से परिचित था। वृद्धावस्था में अपने कार्य कलापो को कुछ बढा-चढा कर 
वर्णन करने की प्रवृत्ति मन॒प्यो में स्वभावत होती ही हैं । छत्रसाल में भी यह प्रवृत्तियाँ कुछ 
अधिक माना में ही थी । जगतराज ने इससे लाभ उठाकर उन्हे प्रसप्न करना चाहा | उसने 
छत्रसाल को अत्यन्त नम्नतापूर्ण पत्र लिखकर उनके जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओ के प्रति 
जिजासा प्रकट की । वृद्ध छत्रसाल अपने अयोग्य पुत्र में सुवुद्धि आती देखकर बहुत प्रसन्न हुए 
और पत्नो द्वारा इन घटनाओं का विवरण लिखवा कर उसे भेजने लगे । यही कारण हैं कि 
उम्रसाल के जिन पत्रो में उनके प्रारम्भिक सघर्पो के विवरण उपलब्ध है, वे सभी जगतराज 
को ही लिखे गये हैं ।९ 
छत्रमाल के अन्तिम दो वर्ष के शातिपूर्ण जीवन में केवल एक ही व्याधात यह था कि 
पन्ना वी मुम्य गद्दी के उत्तराधिकार को लेकर जगतराज और हिरदेसाह में कटुता बहुत 
बट गए वी। छत्रसाल इससे वहत चिन्तित थे। पहिले उन्होने पत्रों द्वारा जगतराज को सम- 
झाने की निप्फल चेप्टा की | तव अपने अन्तिम समय में उन्होने दोनो पुत्रों को अपने पास मऊ 
बुल्य कर समझाया और बटी कठिनाई से उनका पारस्परिक द्वप दूर करने में वे सफल 
टूए ।! इसवे तुरन्त ही पश्चात्‌ शनिवार, दिसम्बर ८, १७३१ ई० को ८१ वर्ष और ७ 
माह की आय में उनकी मृत्य हो गई ।३ 
१ पपम्मा० ६८, २०० ।॥ 
२ वहो, प्पघ, ८७१ 
३ तागीस--मुहम्मदी (पृ० ७०६ बी) में छतसाल फोी मृत्यु की तिथि जमादि- 
लापर १५, ११४४ हिजरी (शनिवार, दिसम्बर ४, १७३१) दी गई हूँ । सर देसाई (भाग 
२, पृ० १०८) और इबिन (भाग २, पृ० २४१) द्वारा दो गई तियि दिसम्बर, १४, १७३१ 


छत्नप्ताल का चारित्य, नीति मौर महत्व १२७ 


२ छुत्रसाल फी संनिक प्रतिभा 

इसमें संदेह नहीं कि छत्रसाल को जो वुंदेलखड में अभूतपूर्व सफलताये प्राप्त हुई, 
वे इस कारण ही सभव हो सकी कि औरगज़ेव पहिले राजपूताने में और तत्पण्चात्‌ दक्षिण 
में अधिक व्यस्त रहा । परन्तु यह तो मानना ही पडेगा कि ये सफलतावें उनके कुशल नेतृत्व 
की भी परिचायक थी। निस्सदेह छत्रसाल की सैनिक प्रतिभा शिवाजी की टक्कर की न थी, 
परन्तु यह भी सत्य हू कि दुंदेलखड में छत्रसाल जैसी सैनिक प्रतिभा के दर्शन कम ही हुए 
थे | छतसाल में दुँदेलो को स्वाभाविक युद्धप्रियता थी । उनका कद ऊँचा, वक्ष चोडा और 
शरीर सुगठित था ।* अस्त्र सचालन में वे अत्यन्त निपुण थे । खतरो का सामना करना 
उनके लिए खिलवाड था और असीम साहस और शीघछतवुद्धि की भी उनमें कमी न थी। 
जब वे केवल १६-१७ वपं के थे, तब उन्होने पुरवर के घेरे (१६६५ ४० ) और बीजापुर के 
आक्रमण (१६६६ ई०) में असाधारण वीरता का परिचय दिया था | उनकी इस वीरता 
और संनिक प्रतिभा से प्रमन्न होकर ही मिर्जा राजा जयमिह ने उन्हे शाही सेना में मनसव 
दिये जाने की सिफारिश की थी। सन्‌ १६७१ से १७०७ के बीच में मुगलो से हुए प्रार- 
मिभमिक सघर्षो में छत्नसारू स्वयं अपने सैनिको का नेतृत्व करते थे और युद्ध में हमेशा सबसे 
आगे शत्रु से टक्कर लेते थे। वाँसा के प्रसिद्ध योद्धा केशवराय दाँगी की चुनौती स्वीकार कर 
उसे यमलोक भेज देना छत्रसाल जसे वीर के लिए ही समव था । 

साठ माल की आयु में छत्तमाल ने लोहागढ के घेरे (दिसम्बर १७१०) में मुनीम खाँ 
खानखाना क॑ हरावली दस्तें की कमान समाल कर असाधारण भौय॑ का प्रदशन किया था । 
इस घेरे के पाँच साल बाद ही मालवा में वे फिर अफगान वागियो को दवाने और मराठा 
आकमणों को रोकने में सवाई जयमसिह के साथ लगभग तीन बपं तक सक्रिय सहयोग करते 
रहे थे । उनका शौर्य और युद्धोत्साह वृद्धावस्था में भी तनिक भी क्षीण या मन्द नही पहा 
और अस्सी वर्ष की आयु में भी वे मुहम्मद खाँ वगण के विरुद्ध मैदान में आये विना न रह सके । 
उत्रसाल के इसी अदम्य साहुस और दुर्घर्ष वीरता से उत्साहित होकर उनके सैनिक हिग- 
णित उत्साह से झन्रु पर जा दूटते थे और अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते थे । 

छम्रसाल केवल एक असाधारण योद्धा ही नही, बल्कि कुशल सेनापति भी थे । उनमें 


ई० नई गणना शैली से निकाली गई हूँ । नई और पुरानी पद्धति से निकाली गई तिथियो में 
१०-११ दिन फा अन्तर पडता हू । (इस अध्याय के परिशिष्ट फो भी देखें) । 
४ छन्नसाल के जामे फे निम्नलिखित नापो से उनके विशालकाय डारोर का 
अनुमान हो सकता हूँ .-- 
फुल लम्बाई ५ ८” कधों से कमर तक २ २०”; चांहें २ ६”, यक्ष ४४” ॥ 
जामा घुटनों के फुछ नोचे तक होता था और कलाई तथा वक्ष पर चुस्त रहता या। जामा की 
सम्दाई देखते हुए छुप्रसाल की अनुमानत ऊँचाई छ फीट से अधिफ होनो चाहिए। 


१३८ महाराजा छप्नसाल बुंदेला 


स्थिति को समझ लेने की अपूर्व क्षमता थी और इमीलिए वे इतने दीर्घ काल तक मुगलो से 
टक्कर ले सके । शिवाजी की ही तरह अपने थोडे से साधनों का बहुत ही उच्ति उपयोग 
करने तया उनमे अधिकतम समत्र फन प्राप्त करने की योग्यता उनमें थी | मुगलो के साधन 
अमीम थे। उनकी तुलना में छत्रसाल के पास सैनिक सख्या और युद्ध सामग्री नगण्य ही थी । 
इपीनिए समय्-प्मथ पर जब उनके युद्ध सावनों में कमी हो जाती थी, या स्थानीय मुगल 
फोजदारो और सेनायतियो की शक्ति अधिक बढ जाती थी, तो वे विरोब त्याग कर तुरन्त 
मुगत जथीनता भी स्वीकार कर लेते थे। पर जेसे ही उन्हे अवसर मिलता वे तुरन्त फिर 
युद्ध छेड देते थे । 
छप्तमाल की रणनीति मुनो से खुले मैदान में युद्ध करने की न थी । ऐसा वे बहुत 
कम करते थे और अधिकतर छागामार युद्ध का ही सहारा लेते थे। इस प्रकार की युद्ध प्रणाली 
बुंदेतवड जैसे पहाडीो और घर्वे जगनो से आच्छादित घाटियो वाले प्रदेश के लिए बहुत ही 
उपयुक्त थी। उनके बुंदेले सैनिक भी इसमे बडे अम्यस्त थे। युद्ध ही छत्रसाल की आय और 
उनके सैनिको की जीविका के साधन थे। वें मुगल प्रदेशो को लूटकर और उनके थानेदारो 
तया फोजदारों से चोय ओर मुक्विवत वसूल कर अपने युद्ध-साथनो में वृद्धि करते ये । 
शत्रु ऊे प्रदेशों पर उनके इस प्रकार के आक्रमण महीने में दो-तीन वार होते थे । हर आक्र- 
मण फे पच्चात्‌ छप्तसाल अपने सैनिको को दस पन्द्रह दिन का विश्राम देते थे । उनका व्यव- 
हार अपने सैनिक्रों से बहुत ही सह रयतापूर्ण था। उन्हे सतुप्ट और प्रसन्न रखना वे राज्य की 
सुरज्ञा के लिए बहुत ही आवश्यक समझते थे ।४ 
४ पतन्ना० ६६ ॥ 
स्वरचित निम्नलिफित पदो में छत्नसाल शासकों फो सलाह देते हे -- 
चाहो घन, घाम, भूमि, भूषन, भलाई, भूरि, 
सुजस॒ सहूरजुत र॑ंयत को लालियो । 
तोडादार धोडादार बीरनि सो प्रीति करि, 
साहस सो जीति जग, खेत तें न चालियाँ ॥ 
सालियो उदडनि को, दडिन कौ दीजौ दड, 
फरिकें घमड घाव दोन प॑ न घालियी । 
विन्ती छत्रमाल फरं होय जो नरेस देस, 
रं हन कक्‍लेस लेंस, मेरों फहयो पालियों॥१॥ 
( छूत्र० प्र ० पृ० ७४ ) 
रंयत सब राजों रहे, ताजी रहूं सिपाहि। 
छत्रमाल तेंहि राज दो, बार न वॉको जाहि ॥२२॥। 
(वही, पृ० ८१-८२) 


छप्नसाल का चारिध्य, नीति और महत्व १३६ 


३ उदार और जनप्रिय शासक 


यह स्पप्ट हैं कि छतसाल शेरणाह या शिवाजी की तरह विशेष प्रतिभासपन्न शासक 
न थे और उन्होने मुगल शासन पद्धति को ही अपना कर उसमें कुछ स्थानीय वातो का समा- 
वेश कर उसे अपनी परिस्थितियों के लिए विशेष उपयोगी वना लिया था।* परन्तु उनकी 
व्यक्तिगत देस-रेख इतनी सच्ची और श्रुटिहीन थी कि राज्य के कर्मचारी मनमानी नही कर 
पाते थे। विशेय सकटकालीन स्थितियो को छोड कर वे राजाज्ञा के विना कुछ भी नही कर 
सकते थे । छतम्रमाल अपने राज्य कर्मचारियों को अधिक अधिकार देने के विरुद्द थे। उनके 
विचार में यह प्रजा और शासक दोनो के लिए ही घातक था । अतगव राज्य कर्मचारियों पर 
वे कडा निवत्रण रखते थे। हिरदेसाह को भी उन्होने कर्मचारियो के सहारे न रह कर शासन 
के हर भाग पर स्वय ही ध्यान देने की सलाह दी थी ।* 

छपत्रपाल का शासन एक प्रकार का सैनिक शासन ही था, परन्तु सैनिक घानसन में 
जो बुराइयाँ स्वभावत ही आ जाती हैं, वे उनकी व्यक्तिगत कडी देखभाल से कभी पनपने 
नही पाती थी। अपनी प्रजा की भलाई के लिए छत्नसान सर्देव तत्पर रहते थे और उसके सुख 
और सतोप को ही अपने राज्य का दुढतर आधार समझते थे । निर्धन और दुखी लोगो का 
उन्हें विशेप ध्यान रहता था और उनकी सहायता करना वे पुण्य कार्य मानते थे ।८ छत्रसाल 
की इसी प्रजा वत्मलता के कारण सवा दो सी वर्ष पथ्चात् आज भी बृंदेलखडियो के हृदय 
में उनके उदार शासन की स्मृतियाँ भेप हैँ और बृं दैलसड में उनका नाम आदर और सम्मान 
से लिया जाता हैँ । अभी भी यहाँ लोग छत्तसाल पर इतनी श्रद्धा करते हैं कि अपने देनिक 
कार्यो और व्यवसायों को 'छत्रमाल महावली, करियो भली भली” कह कर ही प्रारम्भ 
फरते हूं । 
४ अन्य दुंदेला राज्यों के प्रति छ॑त्नताल की नोति 


छत्तमाल की हादिक इच्छा थी कि वे बुंदेलयड वे अन्य बुंदेला घासको को एकता के 
सूत्र में पिरोकर देश वे मुगल दासता से मुक्त बनाये रखें। ये बुँदेले शासक उनके कुदुम्वी 


अध्याय १० को देखें । 
प्ना०ए पप८ ॥ 
छत्रसाल अपने इन्हीं विचारो फो निम्नलिसित पंक्तियों में व्ययत फरते है :--- 
छुअसाल जब पालिदो, अरहि घालियों दोय। 
नहिं विसारियों, घारियों, धरा-घरन फोउ होय ध२०॥ 
बालक लो पालहि प्रजा, प्रजापाल, घझतसाल। 
ज्यो सित्तु हित अन॒हित सुहित, फरत पिता प्रतिपाल ॥२ १॥ 
(छत्न० प्र० पृ० ८१) 


गी & «१ 


१४० महाराजा छतन्नसाल दुंदेला 


जन ही थे । इसीलिए छत्रसाल बुंदेलो की एकता और कौटुम्विक हितो की दृष्टि से जहाँ तक 
बन पडे, उनसे संघर्ष बचाते ही रहते थे । अधिकाश छोटे-छोटे बुँदेला सरदार और जागीर- 
दार तो उनसे आकर मिल ही गये थे | पर उनमें से प्रमख ओरछा, दतिया और चेंदेरी के 
राजा कट्टर मगल समथक ही बने रहे। वे छ॒त्रसाल के विरुद्ध समय-समय पर शाही सेनापतियो 
को सैनिक सहायता देते रहे और स्वय भी छत्नसाल के विरुद्ध सैनिक अभियानो में भाग लेते 
रहे । उनके इन कार्यो से छत्लसाल भी कभी-कभी प्रतिशोध की भावना के वशीभूत होकर 
उनके प्रदेशो पर आक्रमण कर बंठने थे ।६ पर क्रोव ठडा होते ही वे अपनी सेनाएँ लौटा लेते 
थे। अगर वे चाहते तो इन राज्यो के प्रदेश सहज ही अपने राज्य में मिला लेते। पर एक ही 
कुटम्ब के होने के कारण यह उन्हे उचित न जान पडा ।१ ९ 

छत्रमाल को ऐसे अवसर भी मिले, जव वे ओरछा और दतिया की आतरिक डाँवा- 
डोल स्थिति से लाभ उठा सकते थे, पर वे निर्पृह् रहे । उदाहरणार्थ ओरछा के राजा जसवन्त- 
सिंह की मृत्यु औरगजेब के राज्यकाल के तीसवें वर्ष (१२ जुलाई, १६८६-३० जून १६८७ ) 
में हो गई । उसका पुत्र भगवर्तासह भी केवल एक ही वर्थ में चल वसा | तव जसवन्तर्सिह की 
माता रानी अमर कुंवर ने उदोतर्सिह को गोद लिया। छत्रसाल के लिए यह सुनहरा अवसर 
था। पर उन्होने ओरडा पर कोई आक्रमण नही किया | ओरछा की यह निर्वल स्थिति कुछ 
और वर्षो तक ज्यो की त्यो रही और १६६६ ई० में रानी अमर कुंवर ने छत्रसाल को एक 
रक्षात्मक और अनाकमणात्मक स॑वि का प्रस्ताव लिख भेजा, जिसे सभवत छत्रसाल ने 
स्वीकार कर लिया ।१ ? इसी प्रकार औरगजेब के राज्य के अन्तिम वर्षो में दतिया के राजा 
दजपतराव का पुत्र रामचन्द्र अपने पिता से अप्रसन्न होकर विद्रोही हो गया | वह छत्रसाल से 
मिता | उसकी उच्छा थी कि छतम्तसाल की सहायता से दतिया राज्य का स्वामी बन बैठे । 
परन्तु छत्तसाल ने केवल शरण देते के अतिरिक्त रामचन्द्र की कोई और सहायता न की । 
उसतिए उृछ समय पश्चात वह इटावा और एरच के फीजदार सैरन्देश खाँ से मिलकर दल- 
पतराव के विरद्र पट्यन्न में लिप्त हो गया ।१ ? 

छथसाल बुंदेला की आपसी एकता के लिए कितने उत्सुक थे, इसका अनुमान इस 
बात से हो सकता हैं कि वे दतिया, ओरछा और चेंदरी के राजाओ द्वारा अपना वार-बार 

६ इस ग्रय का तृतीय अध्याय देखें । 
१० पन्ना० ६२ । इस पत्र में छत्नसाल पन्ना के अधिकारियों को ओरदा के 
राजाओं फी दुशरभिसधियों फे प्रति सचेत रहने को चेतावनी देते हुए लिखते हे, “हम में 
इतनो पराक्रम रहो हे के बनकी बस मेट देते वा ओड्े की रियासत सब ले लेते रहो हमने 
घर मान फ॑ कोन ह₹ बात नही फरी वे छलई करत रहे है २ 
११ पन्ना० २ (अमर कुंबर का छतसाल को पत्र अगस्त ३०, १६६६) । 
१२ भोम० २, पृ० ११८, १२५। 


छत्नसाल का चारित्य, नोति और महत्व १४१ 


अहित होने पर भी उनसे रक्षात्मक और सहयोगात्मक सधियाँ करने के लिए स्देव तत्पर 
रहते थे । जब भी इन राजाओ ने ऐसी सधियो के प्रस्ताव भेजे, उन्होने तुरन्त उन्हें स्वीकार 
कर लिया।१ 3 पर ओरदे से छत्ननाल हमेशा सशक रहते थे। ओोरछे के पहाडसिह, सुजान- 
मिह, जसवन्तसिंह गौर उदोतसिह आदि सभी राजाओ ने उनके पिता चपतराय और न्वय 
उनके सर्वनाश की चेप्टायें भरसक की थी । छत्नसाल इन बातो को भला नही सके थे और 
इसलिए ओरछे से औपचारिक सवध बनाये रखने पर भी वे उनकी कुचेप्टाओ के प्रति सदैव 
सतर्क रहते ये ।१४ अपने पुत्रो और कर्मचारियों को भी वे वरावर ओरछा के राजाजो की 
ओर से सावधान रहने के निर्देश देते रहते थे ।१५ 


१३ पतन्ना० २, ४, ५, १५, १६५ ये पत्र सधि पत्रों के रुप में हैं। पर २ ओरदा 
की रानी अमर फुँवर द्वारा भेजा गया था | इसका उल्लेख पहले ही जा चुका हूं । शेप चार 
पत्रो में ओरछा, दतिया और चेंदेरी के राजाओं (उदोतासह, रामचन्द्र, और दुर्जनसिह ) 
ने छत्नसाल के राज्य का विस्तार पूर्व में घसान नदी त्तक मान कर उनसे सहयोग करना 
स्वीकार किया है। ये पत्र निकटवर्तो प्रदेशों फो सम्मिलित लूट में प्रत्येक का बरावर भाग 
भी निश्चित करते हें। स्मरण रहे कि ये सधिया इन राजाओ ने १७०६ बोर १७२१ ई० फे 
चीच में फी थीं, जब छत्नसाल की स्थिति दृढ हो चुकी थी मौर उनकी शपित भी बहुत बढ़ 
गई थी। सभवत उनकी शक्ति के भय से ही थे लोग उनसे सधि करने पर विवद्य हुए थे । 

१४ पन्ना० ७ और ८॥। इन पत्नों में जगतराज मौर हिरदेसाह का उदोतर्सिह के 
पुत्न फें विवाह के अवसर पर ओरदा जाने का उल्लेख हू । 

१५ पन्ना० ३६ और ६२। दूसरे पत्र (६२) में छत्साल पन्ना के अपने विश्वस्त 
अधिकारियों फो लिखते है *-- 

“बनने (ओरछा के राजाओ ने) हमारे फक्‍्का जू (पिता) वा हमकी वडे-बदे छल 
करे, वा मारवे में कौनहू फरक नहीं लगादी सो पनमेंसुर को जब महरवानगो हैँ तव फा हो 
सकत हूँ फुबरन फो चाहिए कफ ओडदेवालन के फहे एवं न आहे जब वनकी मौका पर जेह 
तदे पराद दात फे अचुछी दात ना कर है -. -” 

लोहागढ फे युद्ध फे पश्चात्‌ एक घटना फो लेकर छत्रताल उदोतर्सिह से विद्येष अप्रसत्न 
थें। लोहागठ विजय के उपरान्त सम्राट वहादुरशाह छंत्रताल को उनकी चीरता फे उपलक्ष 
में फुछ जागीरें और महेन्द्र की उपाधि देना चाहता या। उदोतसिह ने छप्नसाल को बहका 
दिया कि सम्राट उन्हें पकड़ कर वन्दी बनाना चाहता है। उदोर्तातह ने उन्हें तुरन्त हो शाही 
पेसो से दच निकलने की मन्रणा दो । छूठसाल उसका विध्वास फर रात में हो वहाँ से भाग 
निकले। दूसरे दिन उदोतप्तह ने सम्राट को उनके भाग जाने झा समाचार देकर उनकी ओर 
से उसे अप्रसन्न कर दिया और अपने आपको छप्रसाल के वंश का ही वतारर महेन्द्र फी उपाधि 
प्राप्त कर लो । छुश्नसाल जोवन पर्यन्त इस बात को नहीं मूल सके । जगतराज को सिसे अपने 


१४२ महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


यह सब होते हुए भी छत्रसाल की हार्दिक आकाक्षा यही थी कि वे सभी वुंदेला राज्यो 
का सहयोग प्राप्त कर अपने मुगल विरोबी सधर्ष को सही अर्थों में बुंदेला स्वातश्य युद्ध का 
रूप दे सके । बंदेनो की इस आपसी एकता के लिए वे सर्दव ही प्रयत्नशील रहे, पर अभाग्य- 
वश उन्हे कभी भो पूर्ण सफनता प्राप्त न हो सकी ।१५ 


५ घामिक दृष्टिकोण 


छुत्साल के स्व॒रचित पद्मों और उनके पत्रों से तो यह स्पष्ट हे कि वे सनातन पौरा- 
णिक धर्म के ही अनुगामी ये। स्वामी प्राणनाथ के सपक॑ में आने से उनकी रूढिवादिता 
अवश्य कम हो गई थी, लेकिन फिर भी पौराणिक देवी देवताओ पर उनकी श्रद्धा ज्यो की त्यो 
बनी रही जैसा कि कृष्ण, राधिका, रामचन्द्र, हनुमान, गणेश, नृसिह आदि पर रचित उनके 
पद्मो से प्रकट होता है । प्रणामी संप्रदाय के प्रति शायद छत्रसाल का आकर्षण अधिक नही 
था। यही कारण हूँ कि उनके पत्रो या रचनाओ में कही भी इस धर्म के सिद्धातो का उल्लेख 
नहीं मिलता । उत्रसाल प्रचलित घामिक अन्च विज्वासो से भी प्रभावित थे। जादू टोनो पर 
उनऊा विश्वास था। उन्हे स्वप्नों में प्राय देवो के दर्शन होते ये और उन्हे प्रसन्न करने के 
लिए वे वलि भी चढ्ाते थे ।१९ 
परमात्मा पर छप्तमाल का अग्राब विश्वास था । वे प्राणनाथ को देवी शक्तियों से 
युयत महान सेत मानते थे और उन पर बहुत श्रद्धा भी रखते थे। पर परमात्मा पर तो उनकी 
श्रद्धा अपार थी। उतका विश्वास था कि हर वात भगवान की इच्छा से ही होती हैं और प्राण- 
नाथ से उनका सयर्क भी भगवान की क्या से ही हुआ था ।१ ८ 


दो पत्नो (पन्ना० ४१, ६३) में जिस कटुता से वे इस घटना का उल्लेस करते है, उससे इसका 
घटित होना सत्य प्रतीत होता हूँ । 

१६ शिवाजी से भेंट फे पश्चात्‌ वंदेलखड लौटने के पूर्व छत्नसाल ने दतिया के 
शुभकरण बुदेला और ओरदा के सुजानसिह बुंदेला से मिलकर उनकी सहायता और सहानु- 
भूति प्राप्त करने के प्रयत्न किये थे। इन दोनो ही ने चयतराय का सर्वनाश फरने में कुछ 
उठा नहीं रखा था, पर तब भी छत्रसाल ने बुदेलों को मुग्रलो के विरद्ध एफ करने की लालसा 
से प्रेरित हो अपने पिता फे प्रति उनका वह गहित व्यवहार तक भुलाकर उनसे भेंट की 
थो। (पत्रा० ६०, ६१) 

महम्मद पां बगद के चेले दिलेर साँ फे विरद्ध ही ओरछा, दतिया ओर चेंदेरी के 
गाजाथों ने सथाई जयमिह के प्रभाव में आकर छदम्न ताल से फेवल कुछ समय तक सहयोग 
श्यिया। 

73 पश्रा० ४०, ६१, ७२, ७१ । 

?८ पतन्ना० ५०। छत्रताल इस पत्र में जगतराज फो लिसने है, हमें वरदान प्रान- 


छुन्न ताल का चारित्रय, नीति और महत्व १४३ 


छप्रमाल का घामिक दृष्टिकोण बहुत ही उदार था। स्वामी प्राणनाथ के सपकं से 
उनकी इन उदार प्रवृत्तिपों को वल ही मिला था। यही कारण हैं कि अन्य मतावलम्बियो पर 
उन्होंत कमी किमी प्रकार का अत्याचार नही किया | उनके आक्रमणों से भयभीत होकर 
मुसलमान शेव॒ और मौलवियों के गाँव छोड कर भाग जाने के उल्लेख मिले हैं, परन्तु 
उनमे यह अनुमान करना कि छप्रमाल के अत्याचार के भय से वे भाग निकले थे, न्याय सगत 
न होगा। वे टैसा आनकिनत होकर हो करते थे । कही भी इन आक्रमणो के दौरान में छत्रमाल 
द्वारा ममजिशे या मुपलमानों के धर्मग्रयों के अपविश्न किये जाने अथवा मौलवियों को 
अयमानित करने ऊे कोई भो उल्लनेश्ष प्राप्त नही हुए है। उनकी सेना में मुसलमान सैनिक भी 
ये। इपका उल्लेख पहले ही किया जा चुका हैं। छत॒साल अपने मुसलमान प्रतिस्पधियों 
की घामिक भावनाओं का इतना ध्यान रखते थे कि युद्ध में उनकी मृत्यु के पश्चात 
उनकी कप्र वनवाना भी नहों भनते थे । उनके पुत्र हिरदेसाह द्वारा णेर अफगन नामक एक 
मुग्रव सेनानायक को क्र पन्ना की घाटी में वनवायी जाने का उल्लेख डनके एक पत्र में 
मिलता हैँ ।१ ६ 

छप्रमाल में वैसे हिन्दुओ की घामिक उदारता और सहनशीलता कुछ अधिक मात्रा 
में हो थी, पर किर भी वे मुसलमानों पर पूर्ण विश्वास कभी नहीं कर सके और सर्देव ही उन्हें 


नाय ज्‌ फी हो गझओओ हतो और ईसुर फी मरजी जो उनकी मरजी ना होती तो फंसे प्राननाय 
फह देर सो सघउनतकी मरजो से फ फरो। . . 
कहा जाता हैँ कि छम्रप्ताल के राज्याभिषेक होने पर किसो ने उन्हें लिख भेजा था 
कि, 
ओरघछा के राजा, दतिया फे राई। 
छत्रताल अपने मुह, बने घनावाई ॥। 
छम् पाल ने इप्तफ प्रत्युत्तर में लिया -- 
सुदामा तन हेरे तो रक हू ते राय कोौनो, 
विदुर तन हेरें ती राजा क्यो चरेतें। 
फत्ररो त्तन हेरे तो सुन्दर स्वस्प दिया, 
द्रोददी तन हेरे तो दोर बटपी रेरे तें॥। 
फहू छप्नगाल प्रहलाद को प्रतिना रासोी, 
हिर्नाहुप मारयों नेक नज़र फे फेरे तें। 
ऐरे अनितानी नर ! ज्ञानी भऐ पहा नयो 
सामी नर होत गरड गामों के हेरे तें ॥१जा 
(एुम्न० ग्र०पृ० ७, ८) 
१६ प्ता० ८२१ 


१४४ महाराजा छम्रसाल बुंदेला 


अविव्वास की द॒ष्टि से ही देखते रहे । प्राणनाथ के शिष्य होते हुए भी छत्नसाल उनके उपदेशो 
में निहित सभी धर्मो की मौलिक एकता से सहमत न थे और इस्लाम तथा परम्परागत पौरा- 
णिक धर्म को परस्पर विरोधी धर्म ही समझते रहे ।* ९ 


६ उपसहार 


छत्रसाल की प्रतिभा वहुमुखी थी । तलवार और कलम वे दोनो के ही धनी थे और 
दोनो का ही प्रयोग वे दक्षता से कर सकते थे । सगठन करने ओर सेनिको में आत्म विश्वास 
उत्पन्न कर उन्हे उच्च आदर्शों से प्रेरित करने की उनमें असाधारण क्षमता थी। अपने इन्ही 
गुणों के कारण वे ओरछा के साधारण जागीरदार के पुत्र की साधारण स्थिति से ऊंचे उठ कर 
एक स्वतन्त्र राज्य के सस्थापक बनने में समर्थ हो सके थे। उनका राज्य सपूर्ण पूर्वी वुदेलखड 
में फैला हुआ था और उसका विस्तार ओरछा, दतिया तथा चेंदेरी के अन्य बुँदेला 
राज्यों से भी अधिक था । 

छत्रसाल ने जब २१ वर्ष की आयु में वुंदेलखड को मुगल सत्ता से मुक्त करान का ब्रत 
लिया था, तव उनके साथ केवल ५ घुडसवार और २४५ पैदल सैनिक थे। युद्ध सामग्री के पूर्ण 
अभाव की तो वात ही अलग, स्वदेश में उनके पास एक चप्पा भूमि भी अपनी कहने को न 
री। पर अपनी मृत्यु के समय वे एक बडे राज्य के अधिपति थे, उनके सैनिकों की सख्या 
सह्खों थी, उनके कोपों में अपार घन था और उनके राज्य की आय करोडो में कूंती जाती 
थी। उस एव्वर्य की प्राप्ति के लिए छश्नसाल ने लगभग आधी सदी तक घोर सघर्ष किया 
था । कभी भाग्य उनके अनुकूत होता था और कभी प्रतिकूल । पर छतन्नसाल नें कभी 
हिम्मत न हारी । उनके अठिग दुृढ निब्चय ने अन्त में सव कठिनाइयो पर विजय पाई और 
भन्तिम ब्वास लेते समय उन्हे यह सतोप था कि मुगल सत्ता को स्वदेश से उस्राड फेंकने का 
जा द्रत उन्होंने साठ वर्य पहले लिया था, उसको पूर्ण होते वह देख सके । 

छतम्रमाल फो सौभाग्य से युवावस्था के प्रारम्भ में ही मिर्जा राजा जयसिह और 
शिवाजी के सपरकक में आने का अवसर मिला था। शिवाजी की अभृत्तपूर्व सफलताओ और 


नव 2८7०० बन ४ मनन 


२० वे हिन्दू राजाओं को चेतावनो देते हुए कहते हैं -- 

अपुनो मन-भायों कियो, गहि गोरी सुलतान। 

सात बार दछाँड्यी नृपति, कुमति करो चहुवान ॥ 

कुमति फरी चहुवान, ताहि निनन्‍्दत सब कोऊ | 

अमुर वर इक बार पकरि फाढें दृग दोऊ ॥ 

दोउ दीन फो वर, आदि अतहिे चलि आयो । 

फ्हि नूप छता, विचारि क्यीौ अपुनो मन-भाषी ॥७॥ 
(एप्र० ग्र० पृ० ७६) 


छन्नसाल फा चारिह्र्य, नीति ओर महत्व १४५ 


उनके उच्च आदर्शो से छत्तमाल बहुत हो प्रभावित हुए थे। शिवाजी और छत्नसाल की भेंट 
बुंरेलखड के इतिहास की एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटना है | इस भेंट ने दुंदेलखडियो को 
छत्रसाल ऐसा वीर दिया जिसका स्मरण कर आज भी उनके मस्तक गयवं से ऊंचे हो जाते हूँ । 

छप्तमाल और शिवाजी के चरित्र में बहुत साम्य भी था। दोनो ही सावारण जागीर- 
दारो के पुत्र थे और अपनी योग्यताओं से ऊँचे उठ सके थे। दोनों को मुगल सत्ता से सधपं 
करना पडा था और इसमें दोतो को ही औरणगजेब की प्रतिक्रिपावादी घामिक नीति के कारण 
उत्तेजित हिन्दू प्रजा का सहयोग मिला था। अगर उधर शिवाजी समर्य गुरु रामदास से 
प्रेरणा पाते थे, तो इयर स्वामी प्राणनाथ भी छत्रसाल की सहायता के लिए कटिवद्ध थे । 
निस्मदेह शिवाजी छम्रसाल से अधिक प्रतिभासपन्न थे। उनमें जो कुशल सेनानायक बौर 
शासक के गुण थे वे निश्चय ही छतम्रसाल में उतनी मात्रा में न थे। यही कारण है कि शिवाजी 
की सफतताएँ छत्रताल की सफनताओं से अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण प्रमाणित हुई । 
वास्तव में शिवाजी ने ही छप्तत्ताल को वुदेलखड में स्वातन्च्य युद्ध छेडने को प्रेरित किया था 
और छुप्रमाल ने राजनीति तथा रणनीति के प्रथम पाठ उनके चरणो में बैठ कर ही सीखे 
थे। छम्नसाल की आकाक्षा थी कि वे बुंदेलखड में शिवाजी की सफलताओ की पुनरावृत्ति 
करके एक और हिन्दू राज्य स्थापित करें। इसमें यद्यपि उन्हे शिवाजी जैसी मफनत्ता प्राप्त 
नही हुई, पर आधारभूत प्रेरणाएँ दोनो की ही समान थी । 

यह सच है कि छतम्नसाल सदैव ही मुगल विरोधी न रहे। अपने सघर्पो के वीच वीच में 
उन्हे कई चार मु ।ल अधचीनता स्वीकार करनी पडी | पर इससे उनके कार्यो का महत्त्व कम 
नहो हो जाता । छत्रसाल में टूरदशिता की कमी न थी। वे जानते थे कि मुगलो को सारे 
साम्राज्य के सावन सुलभ है, जबकि उनके साधन केवल बुंदेलखंड के एक भाग तक हीं 
सीमित हैँ ओर वह भाग भी अधिक उपजाऊ नही हैं । फिर दतिया, ओरखछा और चेंदेरी के 
बूँदेला राजाओं की दुरभिसधियों का भी उनको पूरा पूरा ध्यान था। छत्रमाल समसते थे 
कि अपने गृह-शनत्रओो और मृगलो के अपार युद्ध साधनों के सामने वे अधिक समय तक लम्ने 
युद्धों में टिक न सकेंगे। उन्हें वस्तुस्थिति भाँतने में देर नहीं लगती थी | इसीविए जब भी 
वे शत्रु की शवित अधिक आवते या अपनी सैनिक व्यवस्था में कोई लम्बी दरार लद्प करते 
तो तुरन्त ही कुद समय के लिए मुगत अघीनता स्वीवार कर शथात्र को अपनी ओर से 
निश्चिन्त कर देते थे, ताकि वे पुन शवित सप्रहीत न कर सकें । मुगलो की असीनता वे 
विवशता की स्थिति में ही स्त्रीकार करने थे। मुग न सेना में फोई उच्च मनसव प्राप्त करने 
के लिए वे लागायित न थे। यही कारण है छि जैसे ही उन्हे अवसर मिलता वे तम्त झाही 
छावनियों से बल निकलते और कि अपना सयय आरम्भ फ़र देपे थे । इसमें वे शियाजी का 
ही अनुझरण बरतने थे । शिवाजी को भी मिर्जा राजा जय(मह के घुशल सेनापतित्य मे भागे 
छुकने को बाध्य होना पडा था जो नीति की दृष्टि से उचित ही था। जिस प्रदह्मार शियायी की 


विवशता का सहारा लेकर उनके बार्यों झी महानता पर छोटे नहीं उटाये जा सफक्‍्ते, उसी 


१४६ महाराजा छतन्नसाल बुंदेला 


प्रकार छत्तनसाल के कार्यो के महत्व को भी यह कह कर कम नही किया जा सकता कि उन्होने 
समय समय पर मुगलो की अधीनता स्वीकार कर ली थी । 

छत्नसाल के जीवन की सर्वप्रमुख आकाक्षा यही थी कि वे वुंदेलखड को मुगल दासता 
से मुय्त होते देख सकें । अपनी इस पुनीत आकाक्षा की पूर्ति के लिए उन्होने जो कुछ किया 
उसका कु अनुमान इस विवेचन से हो ही जाता है । छत्रसाल के उद्देश्यों की महत्ता अन्न 
सभी अगीकार करते हैं और उन्हे म॒गलो के विरुद्ध जो सफलता प्राप्त हुई उसे मुगलकालीन 
भारत के महान्‌ इतिहासकार डा यदुनाथ सरकार तक इन दाब्दो में स्वीकार करते है कि 
“उनका ८१ वर्य का दीब जीवन मुगल सत्ता के बुंदेलखड में पूर्णत विनष्ट होने के साथ ही 
१७३१ ई० में समाप्त हो गया ।११ 

वुंदेलवट में जन साधारण के हृदय में छत्नसाल के प्रति अभी भी जो गहरी श्रद्धा हैं 
वद्दी उनके कार्यो के मल्याकन की सही कसौटी हूं ! यहाँ उन्हें देवी प्रेरणा से युक्त एक महान्‌ 
पुरुष समझा जाता ह जो देश को मुलो के अत्याचारो से मुक्त कराने एव धर्म की रक्षा करते 
के लिए अवतरिति हुए थे और मऊ सहानियाँ में धुत्वेला ताल के किनारे वनी उनकी समाधि 
के दर्शन करने बुदेलसड के अतिरिक्त देश के विभिन्न मागो से बहुत से यात्री प्रति वर्ष वहाँ 


+. 


नाते हूँ ।१? 


२१ औरग० ५, प० ३६१। 

२२ बुदेलपउ के बाहर से आने वाले यात्री अधिकतर प्रणामी सप्रदाय फे अनु- 
यायो हो होते है । इस सत्रदाय में श्री देवचन्द्र और स्पामी प्राणनाय के साय ही छतसाल को 
को अयतार माना जाता हूँ । बुंदेलसड में निम्नलिसित पद अकसर हो सुनने में आता 
हर अ०-न«»«, 

कृष्ण, म॒टम्मद, देवचन्द, प्राणनाय, छत्रसाल । 
इन पचन को जो नजें, दुस हरे तत्याल॥ 


अध्याय ११वें का परिशिप्ट 
छ साल की मृत्यु तिथि 


तारीख-इ-मुहम्मदी में दी गई छत्रसाल की मृत्यु तिथि १५ जमादिलासर, ११४४ 
हि० (शनिवार, दिसवर ४, १७३१ ई०) थौर बुंदेलखड में प्रचलित उनकी मृत्यु तिथि 
पूस वबदी ३, सवत १७८८ (रविवार, दिसवर ५, १७३१ ई०) में विशेष अतर नहीं हैं । 
जनश्रुतियों के अनुसार पूस वदी ३, सवत १७८८ को शुक्रवार था जो गणना में ठीक नही 
आता। कहा जाता हैं पूस वदी ३ की सध्या को छत्रसाल मऊ (सहानियाँ) में अपने बाग में 
टहलते-टहलते 'अत्तरध्यानं हो गये । उनका जामा वही एक चवबूतरे पर पडा पाया गया, 
किन्तु उनके शरीर का कही पता नहीं चला । जनसाधारण में प्रचलित उनकी मृत्यु की 
तिथि ३ पूस वदी समवत दाग तिथि' होगी। साधारणतया अगर मृत्यु बहुत संध्या हो 
जाने पर अथवा बहुत रात गये होती है तो फिर थव की अन्त्येप्टि क्रिया दूसरे दिन की जाती 
हैं। इसलिए यह सभव हो सकता हैँ कि छम्रसाल की मृत्यु दिसवर ४ (१५ जमादिलाखर ) 
की सध्या को हुई हो और उनके शरीर की बहुत रात्रि तक पोज करने के पश्चात दूसरे दिन 
अर्थात्‌ दिसवर ५ (पूस बदी, ३) को उन्हे मृत समझकर दाग दे दिया गया हो। इस प्रकार 
तारीख-इ-मुहम्मदी में दी गई तिथि और बुंदेलखड में प्रचलित छत्रसाल की मृत्यु तिथि 
के एक दिन के अतर का समाधान हो जाता हैं १? छत्रसाल की मृत्यु की तारीय-उ3- 
महम्मदी में दी गई उपयुवत्त तिथि (दिसवर ४, १७३१ ई०) के अपनाने में केवल एक 
कठिनाई यह है कि छत्रसाल द्वारा हिरदेसाह को लिखवाये एक पन्र (पन्ना० 5८) के 
लिखे जाने की तिथि पूम वदी १४, सवत १७८८ (दिसवर, १६, १७३१) हैं। अगर यह 
पत्र छत्माल ने ही लिखवाया था तो फिर उनकी मृत्यु दिसवर ४, को कीसे हो सवती हैं ? 
जगतराज के दिसवर ३०, १७३१ (पूस सुदी १३ सवत १७८८) को हिरदेसाह को लिसे 
एक पत्र (पन्ना० ८६) में अपरोक्ष-रुप में छत्तसाव की मृत्यु का उल्लेख इन झब्दों में किया 
गया है, “अपर हम जरू अपन दोठउ भशया राजा कहाये” । दिसयर १६ के छपम्नसाल के पत्र 
ओर दिलयर ३१ के जगतराज के उस पत्र से यह जनुमान होता है कि छतसाल की मृत्यु 
दिमयर १६ और दिसवर ३१ के बीच में ही कभी हुई होगी। विन्‍्तु यहा तारीस-उ-मुहम्मदी 
में दी गई छत्रमाल की मृत्यु तिथि को ही ठीक समझा गया हैं। उस तिथि वी लगभग पूर्ण 


२३ पप्ता गजे० (पु० ११) मं छततताल फी मृत्यु भादो सुदी ३, सबत १७८८ फे 
दिन होने का उल्लेख हैँ, जब फि गोरे० (पु० २३१) में उनफी मृत्यु तिथि जेठ बदी ३, 
संचत १७८८ दी गई हूँ । यह दोनो हो तिथिया गलत हे । 


१४८ महाराजा छत्नसाल बुंदेला 


पुष्टि बुंदेलखड में प्रचलित तिथि से हो ही जाती हूँ । यह हो सकता हैं कि छत्रसाल के 
दिसवर १६, १७३१ वाले पत्र में आगे की तिथि डाल दी गई हो । यह भी सभव हूँ कि 
तिथि ही गलत पडी हो जो कि उनके कुछ पत्रो में पाई गई गलत तिथियो से असभव नहीं 
जान पडता । 


7205 66460 0५ 98]69#॥ 2५४ - 0एप॒वाधां 


कूछ महत्वपूर्ण कागज पत्र 
(लाल कवि को दी गई छत्रसारू की सनद) 


वुद्धवार, अवनूबर १, १७१२ 


भी राघाक्नस्नज्‌ 


जगद्वित मुन्द्रा | नही 
सासना जा समद्रा 
सगाय जय २ इह 
छत्रसालो नरिस्द्र 

श्री महाराजधिराज श्री महाराजा श्री छत्रसाल ज देव येते राव लान कवि साहि- 
नाटक जन्म भूमि ग्राम पदारघ दयौ प्रगना पावड़ ताप छीपा कौ मैनिम ढिज १ सो व करार 
खाये पाये जाय जब ग्रय की पूर्ति होगी तव वहुत सो खयाल करो जै है अब वरोबरी की 
बैठक वकसी जात हूँ महिर गृवान माफिक असुन सुदी १३४ सवत १७६६ की साल लियी 
गई मुकाम परना । 


(छत्रसाल और ओरहछा, चेंदेरी तथा दतिया के बुंदेला राजाओं के बीच 
हुई एक संधि ) 


वृहस्पतिवार, अप्रैल २४५, १४२१ ई०। 


॥ श्रीराम ॥ 
राघाकस्न 


प्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा छत्रसाल जृ्‌ देव श्री महाराजाधिराज 
श्री महाराजा श्री राजा उदोत्सिघ ज्‌ देव श्री महागाजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा 
दुर्जनसिंध जू देव श्री महाराज श्री राउ रामचद्र जु देव अपर हम आपस में योलु बरार 
वयौ एक इतफाक भये हीर पीर सब एव रे हूँ एव जागा कौ हितु वा सु सव जागा कौ हितु 
था अरु ज्‌ एक जागा को दुसमन्‌ सु सव की दुसमन्‌ देस महीम एक इतफाक रहे कोऊ पाह 
की लटी न चाहू न लटी करे एक ठाकुर पर वाम परे तहाँ सब पटेने योऊ काह कौ दोपु न 
देपे जागीर परगन जे बने है ते अपने अपने पाठ कोझ काह वी इन्द न मसियाव जरू पात 
साही जागा पे दरनामी होइ सु ने करे ता सिवाई भमियन की जाएगा चैंहि या नगद पा 
मु इहि हिसाव चमूजिव वॉटि सै हँसा ४ 


१५० महाराजा छत्नप्ताल बुंदेला 


श्री महाराजा छत्र- श्री महाराज उदोत- श्री महाराज दुर्जन- श्री राव रामचद्रजू देव 
सालजू को हिसा सिंघजू देवकोी. सिधजू देवको कोहिसा एक ता में 


१ | हिसा एक हिसा एक | अपने भेयनि कुवरनि | 
2 न या 
आन १ ! प 


सु अपने अपने इस निमते अपने अपने कुवरनि कौ दे लै इहि मैं कोड और की और न 
करे जो करे स्‌ पाँच परमेसुर ज कौ दोपी ताके बीच श्री जू वैसाप सुदी & सवत १७७८ 
मुकाम वनअली । 


(छत्रसाल और स्वामी प्राणनाथ जी की भेंटसबधी पत्र) 
मगलवार, अप्रैल २१, १७३० | 
श्री 

श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा छम्नमाल जू देव के बाचने येते श्री 
महाराज कामार थ्री दिमान जगतराज जू देव को आपर हम लडाई करके महेवा मऊ से 
जावत जात गरहत हते दस पाँच रोज रहे तो येक दिन सिकार पेलवे को गये डाँग में येक 
आदमी लेंगे;टी लगाये वैठो हतो हमने समझी के जो भेप बनाये हमारे मारवे को आव है 
हम ने ऊप गठी के ते को है कहा आवो ना बोलो तलवार हमने ऊ को ऊजेई वोलो क॑ वच्चा 
ना मार मै तुमारे जच्छे के लाने आवो है हम बैठ गये बोलो क॑ बच्चा तुमारो नाम छत्नसाल 
है हम ने कही की हा वोनो क॑ बच्चा ते वड़ा प्राकरमी हैं और बडो प॑रतावी भयो है हम और 
ते येक ही है ऊ जनम येक संग रहे हैँ विन्द्रवासिनी में बहत दिन तपस्या करी हैं उते हमारो 
घूनी के नेगर चमीटा गटो है सात हात के नीचे जो तोकों विसवास ना होवे तो चमीटा 
उपार मगया हमने वही के मौफो का चमीटा को करने है मोरे पास न घन आये लडकन के 
लाने स्पथासत को उपाय करत फिरत हो जो कट्ध न्‍्याव लडाई करे मिल जै है तो अछी है 
फिर कहीं क॑ बच्चा हम प्राननाथ हे तोरे पास ऐसो धन हैं क॑ काह के पास ना कड हैं हमने 
कही के महाराज मोरे पास कठ घन नहीं आये लृट मार में जो उुछू मित्रो सो फौज को 
धयायत हो तय बोले के ते परना को चल हम तोजो धन वताउये उनके कटे से हम परना को 
जाये और पाननाय सोऊ जाये परना में गोट राजा हते परना ये गियोदे आये हमने कही 
य महाएाज पहा रयने हैं तय बोले परना से दपन तरफ हम को गरपने है ऊ जाघधा प॑ आये 
धोने प॑ बच्या हम £ जाया पै रयत है जो वही के जा जाघा पऐेजरा करवे कही जाये ये ही 
जाया पे तुम दयरहे यो बीरा उछाउयों तोरी फ हू है और चत में तोफ़ी थन बतावो सो 
पाना से दा फोप जो लुया गये बाते व यहाँ पोद सो वहाँ सुप्रेत वऱरा सित्रो गोला हमने 


कुड महत्त्वपूण फाग्रन पत्र १५१ 


कही के महाराज जो का आये तव बोले यही घन है जो हीरा है परना से सात आठ कोस लो 
की लवाई चौड़ाई में हीरा हैं हमने वनके पाँव छये परना में गोड राजा हते वनको अपने 
बस में करो उनको कछ ज्ञागीर लगा दर्ड परना में दपल करो हमने कही के महाराजा हुकुम 
होगे तो में मऊ को जावों कही के में राजा नही होत ना मोरे पिता राजा नये है न्यम हू हा 
सो कही की तोरे भाग में राज बदो हूँ ते कंये राजा ना हू हूँ तोरी उमर सी वरस के नीचे की 
हैं प्री देय ले हैं तव हमने कही के महाराज कुबर लो तो हैँ नहीं आये पत्ती नाती की को 
चलावे कही की तोरे ऐसे कुबर हू हैं के काह के ना भये हू हैं और पेक से थेत्र बट दे बुबर 

वा नाती पी हू है सवनु सतरा से वत्तीस की साल में महाराज पिगाननाथ ज॒पेजरा 
में रे वा वो ही साल हम परना के राजा भये ऊ वपत पे हम ने पत्रीस लाय की जाया कमाई 
हनी जितने होगा मिलत गये महाराज विराननाथ ज सव सामान बनवावत गये वनने हुकुम 
दवो के बच्चा बहत सामान हो गयो है फिर सवत सतरा सो पैतीस की साल मैं मदिर महा- 
राज को वनवावी हमने विनती करी के महाराज अंक जाद तला आप वे नाम वी बन जापे 
सो कही के बच्चा तला न बने चल हम जागा बताउत हैं चीयर वन जाये ऊ जया पै गये सो 
कहो के सदन कर हमने सुदन चोौपरा कौ वरी और कही के यहा पदवावों यहा पन हैं 
बुदवावा तो एक वड़ो भारी बदुजा पीतर की कडो ऊ में मुहरे कड्ढी व येव हद जोहे कौ ती 
में सवा लाप रप्ैया कड्े ईनरा का हाव महाराज प्राननाथ ज हे वनों हतो बैसाप सदी 
१५ सवत १७८७ मुक्ञाम महेवा । 


पन्ना के अधिकारियों को छन्नसाल के राज्य विभाजन-संबंधों 
दो पत्र 
सोमयार, मई ११, १८३० 
भ्ी्‌ 
हेकऊम ली महाराजपिराज क्री महाराजा की पाजा उन्‍त्रमाल के देए फी पेने परना ये 
श्री फोज्टार मानबघाता व की राय हार्पासित जू व थी दिमान देवा काया प्र हटुम 
आगे हीसा मर्घ पठटवा दयोौ ई और हम चाहन है ए का फौज हसाये है या तोरे है तौर 


फ्त 7, 
55 व का 
| $़ 


हीसा हिर्देसाह पार्य वा पीस हीसा ज्गनावज पार्वच चारिस पासने हससे आपने परापरमस 
में बमाये उन परगनन में फौन दँये परदे है उस दो नियाहों इगोहस्ल हे काने है णो 
पाएगने में दोसों सिपाटी कीट पराने मे वीन सी हुए पान सी हे मसिय्ती प उनसे 
नो दस हजार मियाही हू हें मय अरूपान मे या एफ एज सररो पदावे गर थे 


से इनको तन मिलती हूँ कलर सात हजार सियाही पाला छे पयोउसत्र पै है थे बोर एताद 


फोज हमारे साय में है तोन हजाए शौत जैतया में हैं ऐसी एन्सगरीस वियालीफ 7 चर फौर 


१४२ महाराजा छत्रसाल बृदेला 


हूँ जब जादा काम पर जात इफट्ठछी फौज बुझा लई जात हैँ तीन से क॑ अनदाजन हल्त्ी 
बडी तोपे हू हैं सी तोप हमारे सग में हैँ पचास तोय परना में बीस पचीस तोप जैतपुर में है 
ये ही तरा सवावों पीन हीसा तोपन कौ हो जाय वारह हजार सवार तिनके साथ म॑ येक येक 
घोडो सवार पीछ हैँ तो सवावों पीन होसा के हिसाब से वाट दयो जावे और पाच किरोड 
रुपया परना महेवा मऊ जैतपुर के खजाने में जमा हैं तीन किरोड हिरदेसाह पाव दो किरोड 
जगतराज पावे फुटकर सामान सोनो चादी जवाहिरात हीरा वगरा दोई जनन को बाट 
दयो गयो हूँ जो जो हमने लिख दयो हूँ सो हमारे लिखें माफक बाट पार्व जेठ सुदी ५ 
सवत १७८७ मृकाम महेवा । 


बुद्धवार, नवम्बर ११, १७३०। 


जान हैँ सो मान हैँ 
छ मान है सो जान हूँ 
श्री । 

हुऊुम श्री महाराजाबिराज श्रो महाराजा श्री राजा छम्नत्तालजू देव को येते राज्य 
परना के करतन जोग्य आपर एक किरोड तिरवन लाख की जाबा कमाल मेँ हमने अपने 
पराकरम से कमाई हूँ तोर्म तेशस छाख की जाबा हमने कुबरावल व नाते ते जागीरदार 
ममारन को दई बाकी रही येक किरोड तीस लास की और हमारो आसीर वपत आवो 
तीसेट लिप॑ देत हूँ के सवावो डोसा श्री श्री दिमान हिरदेसाहजू देव पाव वा पीन हीसा श्री 
श्री दिमान जगतराजजू देव पात्र वा ब जरा पेषवा की जो लडका कहकर हमने मानो हें 
काय से के हमने बडे बई भारी जुध वादसाहन से करे और हारे नही आये हारे तो आपीर 
प॑ जीत भरई जँतपुर में मु टमद पा वगस चढ आबो वा जगतराज सै जुद्र भयो जगतराज हारे 
तीपे पेसवा को हमने पवर दई पेसवा मय फौज के आये वगस से लकडाई भई बगस हारो 
जगतराज की फर्े भई जो पेसवा ना आवते तो हमारी बडी भारी बूडापे में वदनामी होती 
ती पी स॑ हमसे पेसवा कौ तीसरों हीसा देन कहो सो ईतरा पेसवा कौ हीसा दवौ जाये के 
जो हिन्देसाहू की सवावों होसा वैठों ऊ में से तीसरो हीसा पेसवा को दबे वा पीन हीसा 
जगतराज को बैठे ऊ मे से तीसरो होसा पेसवा को देवे ईतरा दोई जने पेसवा कौ हीसा 
वाट देवे जौर जो श्री भरे कवर जु राहब राव चपतरायजू कौ जोट दे में जागीर लगी हती वा 
जायीन छमने उनकी सौप 5ई जब हमने अपने परायरम से जाघा पाई व जीती तो जागीर 
यो नाम वाह़े को यरा जावे काटे को उनके दवकैल बने पुसी के साय मय सनव के जागीर 
आउजेयाटन की सोष दर्द जाये आगे पीठे कौनहू वात कौ फिसाद न होवे ओरछेवालन 


कुछ महत्त्वपूर्ण फागज-पत्र ५५२ 


से आये तौ हमारो हक ठीक रही असान वन कौ नही चाहत है वन ने हमारे कक्‍्काजू कौ 
वा हमकौ बडे बडे छल करे वा मारवे में कोन हू फरक नहीं लगावों सो पत्रमेसुर की जब 
मिहरवानगी हैँ तव का हो सकत है कुवरन कौ चाहिये के ओडछेवालन के कहे कवहू न आहेँ 
जव वन को मौका पर जै ह॒ तवे पराव वात के अच्छी वात ना कर है हम में इतनो पराक्रम 
रहो हूँ क॑ वन को वस मंट देते वा ओडछे की रियासत्त सव ले लेते रही हमने घर मान के 
कौनहू बात नही करी वे छलई करत रहे ह्‌ हमने जवानी वातें दाउ जनन से सब कह दई 
हँ और करतन को चाहिये के सब वातें वन से पूरी पूरी रूपा दे हुँ और घामोंनी वा 
सिमौनी की वडी मुस्तकिल मेँ फरते पाई है सो जे परगने हिरदेसाही की हीसा में वाटे जावे 
और हमारे लिये माफक हीसा तीन हु जनन को कर देवे वा जो कागद परना के दफ्तर 
में रहें मिती कातिक सुदी १३ सवत १७८७ मुकाम मऊ । 


जगतराज को राज्य विभाजन-संबंधी छत्रसाल का एक अन्य पत्र 
रविवार, नवम्वर १५, १७३० । 
छाप 
श्री। 


श्री महाराजधिराजा श्री महाराजा श्री राजा छत्रसालजू देव येते श्री श्री दिमान 
जगतराजज्‌ देव को आपर परना के राज के करतन को हुफम पठव्रा चुक्रे हैं जो रियासत 
हमारी हूँ व नगदी सामान फौज तोय वगरा सो सवायी हीसा हिरदेसाह पाव वा पौन हीसा 
जगतराज पार्व॑ जो रियासत है ऊ में से सवायो पोन हीसा दोउ जने को वाट दव जावैँ ऊ सवा 
पोन हीसा म॑ से पेसवा को तीसरो दोउ जने अपनी अपनी रियासत से देवे ईतरा परना को 
हुकम पठवा दवो हैँ सो वो ही माफक तुम करोयो ओरछेबारेन से हर हमेस वे रहीयो 
ये ही तरा हिरदेसाह कौ सियावन पहुच गवो हूँ वन ने हमारे ऊपर वडी बेईमानी करी हैं 
बहादुर्साह वादसाह हमको मनसव वा महेन्द्री देत हते वा पद्रा छाप की जागीर छोहागढ 
के फर्त मर्थ बनने हमसे लवरी झूठी आनकर कही के तुम डिल्ली से भगो नातर वादसाह 
तुर्में पकरन चाहत हैँ सो हम वहा से भगे फिर महेन्द्री ओरछावारन ने लई ईतरा बनने 
चेईमानी करी सो उनसे सव वचे रहीयो अगहन बदी २, सवत्त १७८७ मुकाम मऊ ) 


(पेशवा बाजीराव प्रथम का छत्रसाल को मृत्यु पर सवेदना पत्र) 


शनिवार, सितवर २३, १७३२ ई० ॥ 
श्री 
श्री महाराजधिराजा श्री महाराजा श्री राजा हिरदेसाह जू देव येते बाजीराव के 


श्श्४ महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


असीस पहुँचे आपर आप की पेम कुसल परमातमा से हर हमेस चाहत रहत है यहा की 
कुगलता आपकी मिहरवानगी से अचछी है पत्र आप को आवो रहै हाल मालूम भयो श्री श्री 


श्री महाराज ककाजू साहिव कौ वैकुठवास हो गयो वडी भारी रज भई हम निषटके हते 
क॑ हमारे जे5 पिता की तौर पर वने है कौनह फिकर ना हती अव ईसुर ने तीनहु जने को सोच 
मे कर दवो सो परमातमा से कछ जोर नहि आय आप दोनो जने निपटके राज को सभालिए 
ककाजू नही है तो आप के लाने बनो हो जो काम परे मोको पवर लगे सब काम छोड के 
आप के पास हाजिर होवे ई मे सन्देह न समझो जावे महाराज ने हम कौ लडका करकी मानो 
हूँ सो में वही तरा आप को अपनी भाई समझे हो जब काम परे हाजर होके तामील करो 
और निहरा महाराज ने कह दयो रहेँ ऊ को पयाल आप को चाहिये हम को कछ नही कहने 
हैं आप पुद समझदार हैँ अस्वन वदि १ सवत १७८६ मुकाम पूना । 


छन्नसाली राज्य में तिहाई भाग की माग करते हुये पेशवा बाजीराव प्रथम 
का हिरदेप्ताह को एक पत्र 


मगलवार, फरवरी १२, १७३४। 

श्री । 
श्री महाराजा यराजा श्री महाराजा श्री राजा भड्या हिरदेसाहजू देव येते वाजूराय 
की असीस जापके सुभ समाचार बुपद ईसुर के सदा हम भलाई चाहत है यहा की कुसरू 
परमातमा यी रिस्पा से अच्छी हू वैक़ पत्र आगे आपको भेजो रहे अरसा साल भर को भवों 
पत्न का नुयाव उद्ध नहों आबो क्ाफाज साहब (लतसाछ ) हते तब साल भर में एक वपत 


कृशाठ वी पवर देत हे आप अपनी कुसल प्रमनता को पवर तक नहों लिपत जो आगे 
पत्र लिपो रहे वो में तिहरा के रीसा सर लिपी रह ऊ की जवाब कछ ना देवों गयो आप 
सठी समसते होये वे तिहरा महाराज (छत्रमाल) ने नहों कहो वजनस जसर पातरी महा 

राज की वर्सी मसदी की लियी भय सही मुहर के यहा से पठवाई हैं नजर हाकर भेज 
देय जाए आप ने पठ्वा ता पद हरज नहीं हूँ जा बात सब कोऊ जानत ४ क॑ बगल की छडाई 
में" सथा थे महाराज उम्रसाल ने जरने राज से तीसरो हीसा देन कहो है चाहिये क॑ 


टियी प॑ जापका पयाठ फरा चाहिये माह बदी ५, सवत १७९० म॒क़ाम पूना । 


कुछ महत्त्वपूर्ण काग् ज-पत्र श्श्५्‌ 


पिशवा बाजीराव और हिरदेसाह के बीच हुई संधि । इस संधि की 
मराठी प्रतिलिपि रायबहादुर चीमाजी वाड द्वारा सकलित 'ट्रीटीज़, एग्री- 
मेंट्स ऐंड सनद्सा में (पु० ९-१०) दी गई हे । ] 
वुद्धवार, जुलाई १२, १७३८ ई० । 


श्री रामचन्द्र ज्‌ 


श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा हिरदेसाहिजू देव कौ श्री राउ 
वाजीराउ मुष्य प्रधान ने दये कौलनामा आगे तुम्हारों हमारो कौल करार भयो जू कछ 
तुम्हारो व्यौहार वडाई मरातीव हूँ ता मैं कौनुहु तरह कबहु कमी ना करे दिन पै दिन व्यौहार 
वहाई मरातीव करे तुम्हारे वाप की राजभरे की हाल अमली जागा है ताम येक गाउ 
को आास्त्रो कवहु न करे घामोनि कि किले की व घामोनि की जागा की रद वदल क्वहु न 
करे और तुम्हारे भैया भतिज कुवर ठाकुर चाकर वागैरह जिमीदार कोउ तुमसो बेराजी 
होकर हमल वाचा पैता कौ न राप॑ जाय कर तुम्हारे हवाला करे और हमारी फौज सो 
तुम्हारी जागा में उजारु अठावा न करे और वाजे काम कूक जात तुम्हारे मुलुक में होय 
हमारी फोज गयौ चाहे तो अपने गाठ को रोज मुरा पात जाय तुम्हारे मुलुक में उजार न करे 
ओर दपन की फौज कोउ तुम्हारे मुलुक पर आइवो विचारे तिनकु ताकीद कर के मना करे 
और ज्यो पातनसाहि फौजें तुम्हारे ऊपर चढि जाबें तो हम भलि भात मदत को पौहचे जसे 
सतारा व पूना की रछा करे तैसी तुम्हारे जागा की रछा करे और हमारे पर मुगल की फौज 
आये तो तुम हमारी मदत करयौ और पात्तसाहि मै राह अपने वाघे तद तुम्हारी वाब येका 
न सत्र येका न सित्रयो करार हमारो तुम्हारों पुस्त दर पुस्त सापिन लौ निभियौ जाय और 
चामिल जौर जमुना के पार भदावर के राज सिवाय तुम्हारी हमारी फौज सामिल हो करि 
जाय जो मुलुक वाकये या कमाउस में पैदा होय मिले सो अपनि अपनि फौज माफक वॉाँट 
करि समज लीये तुम्हारी फौज माफक तुमक्‌ दैये अपनि फौज माफिक हम लैये तुम हमें 
जागीर दयी आगे की सवा दो लाप कि वा हाल पोौने तीन लाप की दो मिल कर लाप 
५,०० ००० ) पाच लाप की सो दोउ महाराज सवाय के हिसाव मोजिव भर देउ एह सिवाए 
कवहू कौनहुस में तुमसौ गाउ की व रुपैया की रद बदल न करी ये ही करार माफक हरि 
हमेस चले जाय जो तुम्हारे निकाई की होय सोउ करे येन वातन में तफावत कवह न करे 
ताकी सौगद श्री सदामिव जी वा बेलपन्न वा तुलसी दल की है और एहि बात के 
दरम्याने श्री चिमाजी आया व श्री नाना और श्री पीलाजी जावौराव व मल्लार जी 
होलकर व रानोजी मिंघे व येसवत राउ पवार व जानोजी ढमढरे कर दिये सो येहि में फैर 
न परे जहा हम को हिन्दुस्तान में काम पडे ताहा तुम क बुलावे तौ जाइगा मैं तुम आई सामिल 
होना और हमारे ई तले सिवाई मुगल से सलुप नि किजौ सामिल न होना मुगल की मारी 


१५६ महाराजा छन्नसाल बुंदेला 


फोज आई तो तुम दो महिना लराई किज्यौ दो महिना मैं हमारी फौज तुम्हारे मदत कौ न 
आई तो मतलवी सला किजो तिनकौ लटो हम तुम सो न माने हमारी फौज आये पहुचे पर 
तुम हमारी फौज में सामिल होना तुम हम मिल कर मुगल की फौज ड॒बाए देनो मीती 
थासाड सुद ७ सवत १७६५ | 


7075 66960 0५ 98]69# ५४ - एपुवाधां 


इस ग्रंथ में प्रयुक्त ऐतिहासिक सामग्री 
१. नवीन प्राप्त 


पन्ना पत्न सग्रह और शाही फरमान---इस शीर्षक से निर्दिष्ट सभी कागज़-पत्र पन्ना 
महाराज के व्यक्तिगत सग्रहालय में सुरक्षित हैं, केवल लाल कवि को दी गई छत्रसाल की 
सनद की नकल मुझे पन्ना के राज कवि श्री कृष्ण कवि से प्राप्त हुई है । इस संग्रह में सबसे 
अधिक सख्या छत्नसाल के पत्रो की हैं) केवल कुछ ही पत्र हिरदेसाह और पन्ना के अधि- 
कारियो के नाम हैँ । वाकी सभी पत्र मुख्यतः जगतराज को ही लिखे गये है । इन पत्रों से 
छम्नसाल के प्रारभिक जीवन सवधी जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही उनके शासन एवं 
औरगजेव के उत्तराधिकारियों तथा मराठो से सवधो पर भी समुचित प्रकाश पडता हैं । 
छत्रसाल के जिन पत्रो में उनके जीवन की प्रारभिक घटनाओ का उल्लेख है, वे प्राय उन 
घटनाओ के कोई ५०-६० वर्ष पश्चात लिखे गये हैं । इसलिए उनमें घटनाओ के तथ्यो और 
उनके घटित होने के समय सबंधी कई भूलें स्वभावत हो गई है । छत्साल ने ये पत्र जयतराज 
के आग्रह पर वृद्धावस्था मे लिखवाये थे और तव इन घटनाओं सवधी उनकी स्मृति क्षीण 
हो चली थी । इन पत्रों में घटनाओ का अतिशयोकक्‍्ति पूर्ण विवरण भी है । इनमें वणित 
ऐतिहासिक घटनाओ की जानकारी को समकालीन मुगल 3 ख़बारो और अन्य फारसी 
ग्रथो से प्राप्त विवरण की सहायता से जाँचा जा कर उसकी वास्तविक सत्यता को निर्धारित 
किया जा सकता हैं । 

छत्रसाल के पूत्रो द्वारा लिखे केवल १३ पत्र ही इस सग्रह में उपलब्ध हैं। दो पत्र 
पदम सिंह और भारतीचद के लिखे हुये है. जिन में जागीरें मिलने पर उन्होने अपनी कतज्ञता 
प्रदर्शित की हैं। शेप ११ पत्र जगतराज द्वारा हिरदेसाह और उसके पुत्र सभासिह को लिखे 
गये थे। ये पत्र छत्रसाल के राज्य के विभाजन और आपसी सहयोग के समझोतो के सवध 
में हूँ । 

इस सकलन के कुछ पत्रो में पेशवा बाजीराव और छदन्नसाल के पुत्रों (हिरदेसाह 
और जगतराज ) के वीच हुई सबियाँ हैं। इन्ही में वाजीराव का एक वह पत्र भी हैँ जिसमें 
उन्होंने छत्नसाल की मृत्यु पर सवेदना प्रगट करते हुए अपने तीसरे भाग की माग की हैं। 

मुगल फरमानो में शाहजादा मुअज्जम के केवल एक पत्र (१६७६ ई०) को छोड 
कर शेप सव औरगज़ेव की मृत्य्‌ू के वाद उसके उत्तराधिकारियो, वहादुरशाह, फर्ख़सियर 
और मुहम्मदगाह द्वारा प्रेषित किये गये थे । इन शाही फरमानों और हुवमो से इन सम्राटो 
के साथ छत्रसाल के सबंधो पर प्रकाश पडता हैं । 

प्रणामी प्रय--प्रणामी धर्म ग्रयो की हस्तलिखित प्रतियाँ पन्ना के मुख्य घामी मदिर 


१५८ महाराजा छन्नसाल बूँदेला 


में उपलब्ध हैं। इनकी पुरानी प्रतियो से समय-समय पर नई प्रतिलिपियाँ की जाती रही है। 
धर्मग्रय होने के कारण ये नई प्रतिलिपियाँ करते समय किसी भी ग्रथ के मूल रूप में किचित 
मात्र भी हेर फेर नही किया गया हैं । मुख्य प्रणामी धर्मग्रथ निम्नलिखित हैं -- 

१ कुतज़्म--कुलज़म-स्वरुप प्रणामियो का मुख्य धर्म ग्रथ है, जो स्वामी प्राणनाथ 
जी की वाणियो और उपदेशो का वृहत्‌ सकलन हैं । इसमें १४ छोटे-छोटे ग्रथ है जिन की 
भाषा अरबी, फारसी मिश्रित गुजराती, हिन्दी और सिन्धी है । 


कुलज़म के १४ ग्रयो के नाम भाषा 
१ रस गुजराती 
२ प्रकाश/प्रकाश गुजराती/ हिन्दी 
३ पटऋतु गुजराती 
४ कलस/कलस गुजराती/हिन्दी 
५-११ सनव, किरतन, खुलासा हिन्दी 

खिलवत, परकरमा, सागर, सिंगार । 
१२ सिनन्‍्धी सिन्धी 
१३-१४ मारफन सागर, कयामतनामा हिन्दी 


प्रकाश और 'कलस' नामक ग्रय पहिले गुजराती में लिखे गये थे, तत्पश्चात स्वामी 
प्राणनाव द्वारा ही फिर उनका सर्पान्तर हिन्दी में किया गया । 

'कुलज़म' की एक प्रति अमीरहौला पब्लिक लायमब्रेरी लखनऊ मे भी प्राप्य हूँ । 
एफ० एस० गाउज़ को मथुरा के एक प्रणामी काकरदास से सभवत कुलज़म' की ही एक 
प्रति प्राप्त हुई थी जिस पर आधारित उनका एक लेस जेल आफ एशियाटिक बगाल के 
१८०७६ वाले जक (पृ० १७१-८० ) में दी सेक्ट आफ प्राननाथीज' शीर्षक से छपा था । 
नागरी प्रचारिणी पश्चिका की प्राचीन हस्तलिपित ग्रयों की त्रमासिक रिपोर्ट (जि० ८, 
प्‌ृ० ४७४८-७५ ) में रायवहादुर हीरालाल ने भी एक प्रणामी ग्रयथ. अजीर रास' का उल्लेस 
किया है जिसमे ऊुनजम वे ११ ग्रय है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन पश्चिका भाग ४१, सख्या 
? (प० १-१६) में प्रकाशित प्रणामी साहित्य पर श्री माताबदल जायसवाल का लेख 
बटत ही दिद्धत्तापूर्ण है । 

कुवजम वे सिवा अन्य महत्वपूर्ण ग्रयो को बीतक अर्थात्‌ इतिहास कहा जाता हैं । 
एन सभी बीत में थी देखचद्र शोर प्राणनाथ जी की जीवन लीलाओ का वर्णन करते हुए 
प्रणामी संप्रदाय के सिद्धान्तो वी व्याख्या की गई है । कुड् ऐतिहासिक व्यक्तियों (जैसे 
लौरगजे व, राणा राजापिह, जसवत्सिह राठौर और छत्रसाल आदि) के उल्लेस और 
एड ऐतसिहासिंत घदनाओं (जैसे राजपूताने पर औरंगजेब के आक्रमण और छत्रसाल के 
मा फीजदारो से प्रारनिर सपर्पों) के विवरण भी उन बीतरो में यत्र तत्र मिलते हैं | इन 
बीत में तेयव यूनात मालायवी' ही प्रयाझित हणा हैं, शेप सब हस्तलिखित ही है । 


सबक 


इस ग्रय में प्रयुक्ष ऐतिहासिक सामग्री १५९ 


लालदास वीतक--यह ग्रय प्राणनाय जी के प्रिय शिष्य लालदास द्वारा लिखा गया 
है। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मण था। लालदास का जन्म पोख्वदर (काठियावाड) 
में हुआ था । धाम मदिर में प्राप्य प्रतिलिपि मनोहर दास द्वारा सवत्‌ १९४८ (सन्‌ 
१८६१ ई० ) में की गई थी । 

हमराज बोतक अयवथा मेंहराज चरित्र--इसके लेश्बक हमराज थे जिन्हे छत्नसाल 
के पुत्र हिरदेसाह ने वख्शी वना दिया था। उन्होने यह ग्रय सवत्‌ १८०३ (१७४६ ई०) 
में लिखना प्रारभ किया था। प्राप्य प्रतिलिपि गुँगाई परदोनदास द्वारा पन्ना के महाराज 
के पास उपलब्ध एक प्रति से सवत्‌ १८०८ (१७५१० ) में की गई थी। 

म्रजभूषण बीतक--(वृत्तात मुक्तावली) कहा जाता हूँ यह भ्रव॒ सवत्‌ १७५४५ 
(१६६८ ई ) के लगभग लिखा गया था । इसके लेखक ब्रजभूषण छत्नसाल के शिष्य 


कण 


य 


नौरग अथवा मुकुन्ददास की वागी--मुकुन्ददास भी प्राणनाथ जी के शिष्य थे । 
प्राणनाय मदिर में प्राप्य इस ग्रय की प्रतिलिपि सवत्‌ १८६२(१८०५ ई०) मे प्रद्य॒म्त 
दास द्वारा गढाकोटा में की गई थी । इसमें उपलब्ध विवरण उपर्थुक्त वीतको जैसा ही हैं. । 
पन्ना के धाम मदिर के कामदार श्री चेतनदास शर्मा के कथनानुसार नौरग स्वामी के एक 
शिष्य बहुरग ने भी एक वीतक लिखा था किन्तु वह उपलब्ध नही हों सका। 

मस्ताना पंचक--मस्ताना स्वामी प्राणनाय के एक मुसलमान शिष्य थे। प्राण- 
नाय जी की वाणियो का हिन्दी झ्यान्तर ही इस पचक में हैं। मस्ताना पचक का कुछ भाग 
'पचक प्रकाश के नाम से प्रकाशित भी हो चुका हैं । 

जयपुर हिन्दी रिकार्ड्स (सीतामऊ)--इन लेख नसग्रहों की दूसरी, तीसरी और 
पाचवी जिल्दों में वूँदेलखड के राजाओं द्वारा सवाई जयसिह को भेजे गये कुछ पत्र है। ये 
पत्र छत्रसाल, हिरदेसाह, ओरछा के उदोतर्सिह और दतिया के रामचद्र के हैं और वगश- 
बुँदेला युद्धो की प्रारभिक घटनाओं (१७२१-२५ ई०) पर प्रकाश डानते हैँ । वुदेलखड 
के इन राजाओं पर भी सवाई जयसिह का कितना अधिक प्रभाव था यह इन पत्रों से स्पप्ट 
हो जाता हैं । 

२ पूर्वॉसलव्य सामग्रो 

(अ) समकालीन 
फारसी 

अकृवरनामा-- (वेवरिज द्वारा अग्रेजी में अनूदित) अवुलफजल कृत अकवरनामा' 
ओर अवुलफजल की मृत्यु के पश्चात्‌ इनायतउल्ला द्वारा लिखा ताकमिल-इ-अकवर- 
नामा' दोनो मिलकर अकवर के राज्यकाल का पूर्ण प्रामाणिक ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत 
करते है। इसमें मघुकरणाह के विद्रोहो, अवुलफत्नल के वब और वीरसिंह देव का शाही 
सेनाओं द्वारा पीछा किये जाने आदि के विवरण हैं । 


१६० महाराजा छत्रसाल बुँदेला 


आइवने-अकवरी---अबुलफजल कृत (व्लाकमन और जेरेट कृत अग्रेजी का द्वितीय 
संशोधित सम्करण)-यह ग्रय मुगन शासन और तत्कालीन आथिक एवं भौगोलिक 
विवरणो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । 

ठुजु रू-ए-जहांगीरी--सम्राट्‌ जहाँगीर कंत (वेवरिज कृत अग्रेजी अनुवाद )-- 
इसमें जहाँगीर ने अवुलफजल और बीरसिह देव बूँदेला के सबंध में जो विचार प्रकट किये 
हैं वे बहुत ही मनोरजक है । 

पादशाहनामा--ले० अब्दुल हमीद लाहोरी । यह सम्राट शाहजहाँ के राज्यकाल 
की प्रथम २० वर्षो का मुख्य इतिहास हूँ । इसमे जुझारसिह वुंदेला और चपतराय के विद्रोहो 
संवदबी विस्तृत सूचना उपलब्ध हैं । 

अखबारात-दरवार-इ-मु3ल्ना (सीतामऊ)--यहू औरगजेव, वहादुरशाह, 
जहाँदारशाह, फहंखसियर और मुहम्मदशाह के राज्यकालीन अखबारों, शाही हुक्मो 
(हस्व-उल-हुबम) और वाकिप्रा समाचारो की प्रतिलिवियाँ हूँ जो श्री रघुत्रीर लायब्रेरी 
मीतामऊ के लिए जयपुर के सप्रहालय में प्राप्य कागज पत्रो तथा रायल एशियाटिक सोसा- 
यटी (लदन) में की डा० यदुनाय सरकार के मसम्रह में प्राप्य प्रतलिपियो से की गई है । 
इन सहस्नो अखयारो में मुगन साम्राज्य के सुदूरतम कोनों में होने वाली छोटी चडी घट- 
नाओ के उल्लेख मिलते हूँ । इम ग्रथ के तीसरे और चौये अध्याय में इन अखबारों में 
उपलब्ध सूचना का भरपूर उपयोग किया गया हैं । 

मालमगोरनामा--यह मिर्जा मुहम्मद काज़िम द्वारा १६८८ ई० में लिसा गया 
था । यह भौरगजेव के राज्यकाल के प्रयम १० वर्षो का इतिहास हैं । इसमें चपतराय के 
दमन और उनऊी मृत्यु सयपी शासकीय विवरण मिलता है । 

साप्षिर-इ-आलमगौरी--ने० मुहम्मद साकी मुस्ताद खाँ (सरकार द्वारा अग्रेजी 
अनुवाद) औरगजेंब की मृत्यु के पच्चात्‌ १७१० ई० में यह ग्रथ लिखा गया था । इसमें 
औरगणगज़ेय के राज्यकाल का सन्षिप्त इतिहास है जो सरकारी कागज़-पनरो एवं तत्कालीन 
ग्रयो की सूचना पर आयारित हैँ । यह औरभपजेब के राज्यकाल की मुख्य घटनाओं की 
साधारण सूचनाआ के जिए विश्येय उपयोगी और महत्वपूर्ण हूँ । 

तारोख-इ-दिलकश (सीतामऊ)--ले ० भीमसेन । ऐतिहासिक दप्टि से बहुत ही 

मत्त्ययूर्ग प्रथ हैं । भोमसेन दतिया के दलपतराय का आश्वित था। इस ग्रय में छत्तसाल, 

उद्दोतसिह, दतपतेरगाय, रामचाद्र आदि समकालीन बुँदेले अधिपतियों के सबंध में कुछ 
बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख मिलते हूं । सरकार शत स्टडीज इन औरगणज़ेब्स रेन! (पृ० 
२४२१-२६१) भी देपें । 

फनृहात-इ-आलमगोरी (सोतामऊ)-- ले ० ईग्वरदास । यह औरगजेव के ही समय 
पा एव उपयागा ग्रय हैं| इसमें पहाइेसिह गौड़ और छत्रसाल के मालवा तथा बं देलसड 


शी 
कल्क : के शासक कक डक उवञू >325._. /ँ रत न्क न बह  ] च 


इस ग्रंथ में प्रयुक्त ऐतिहापिक सामग्री १६१ 


हफ़्त अन्जुमन (सीतामऊ)--मिर्जा राजा जयसिह के मुशी उदयराज उर्फ ताल- 
यार कृत जयसिंह और दूसरो के पत्रो का सग्रह। मिर्जा राजा जयरसिह की सेवा में छत्तसाल 
के रहने का उल्लेख इस ग्रय में ही मिलता है! सरकार कृत 'स्टडीज़ इन औरगजेब्स रेन' 
(पृ० २६६) और 'हाउस आफ शिवाजी (पृ० १२६९-३१) देखें। 

रुक्‍्क़ात-इ-हमोदुदीव (सीतामऊ)--यह हमीदुद्दीन खाँ के पत्रो का सग्रह है । 
हमीदुददीन ने मालवा में फौजदार तथा अन्य पदो पर कार्य किया था। इन पत्रों में मुख्यत 
मालवा में होने वाली घटनाओ का उल्लेख है । इन्ही में छत्रसाल के उपद्रवों के भी एक- 
दो उल्लेख मिल जाते हैं । 

तज्ञकिरा-उस-स नातोन-इ-चग्रताई (सीतामऊ)--ले० मुहम्मद हादी कामवर 
खाँ । यह चग्ताई (मुगल) सम्राटों का दो भागों में इतिहास हैं। इसका दूसरा भाग 
अधिक महत्वपूर्ण है जिसमें जहाँगीर की मृत्यु (१६२७ ई ) से लेकर सम्राट मुहम्मदशाह 
के राज्यकाल के छठवें वर्ष (१७२४) तक का इतिहास दिया गया है । इस भाग में बहादुर- 
दाह और फ्हखसियर के शासन काल में छत्रसाल के शाही सेवा में रहकर पदोन्नति करने 
के कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख है । 

मुउब्यर-इ-क़ नाम (स तामऊ)--ले० शिवदास लखनवीं । यह फरुंखसियर के 
'राज्यकाल और मुहम्मदद्याह के प्रथम चार वर्षों का इतिहास है । इसमे छत्नसाल और दिलेर 
खाँ के युद्ध (!७२१ ६० ) का सक्षिप्त उल्लेख हूँ। 

मीरा/तृ-उल-वा रिदात (सीतामऊ)--यह ग्रथ 'तारीख-इ-चगताई और तारीख- 
इ-मुहम्मदशाही' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका लेखक मुहम्मद शफी तेहरानी था, जिसका 
एक उपनाम 'वरीद' भी था। वाबर से लेकर नादिरशाह के भारत से लौटने (१७३६९) 
तक का इतिहास इस ग्रय में लिखा गया है । छत्रसाल और मुहम्मद खाँ बगश के युद्धो के 
अतिम साग सबधी कुछ जानकारी इस ग्रय में उपलब्ध है । 

खुजिस्ता कलाम (सीतामऊ )--मुहम्मद खाँ वगश द्वारा और उसको लिखे गये 
पश्नो का सकलन है जिसे उसके मुशी साहिबराय ने किया था। ये पत्र १७२७ और १७४३ 
ई के वीच में लिखे गये थे। १७२७ और १७२६ ई के बीच में लिखे गये पत्रों में वगश- 
बूँदेला युद्धो की विस्तृत जानकारी मिलती हैं। इविन ने वगश नवाव्स आफ फर्रुखाबाद' 
नामक अपने प्रसिद्ध लेख में इन पत्रों का पूर्ण उपयोग किया है । 

तारोख-इ-मुहम्मदी (सीतामऊ)--ले० मिर्जा मुहस्मद। लेखक ने यह ग्रथ १७१२- 
१३ में प्रारभ किया था और अपने जीवन के अतिम दिनों तक वह इसे लिखता रहा । 
उसको मृत्यु के पश्चात भी उन वाद के वर्षों की कई महत्वपूर्ण वारतें उसमें जोड दी गई थी 
महादजी सिधिया की मृत्यु (१४ फरवरी १७६४) इसमें वणित अतिम घटना हैं। इसके 
दूसरे भाग में १२०४ ई० से लेकर १७९४ ई० तक की घटनाओ की सूची है। इसी में 
छत्रसाल की मृत्यु तिथि (१५ जमादिलाखर, ११४४ हिजरी ) दी गई हैं। 


कु महाराजा छत्रस्ताल बुंदेला 


है 


मासिर-उल-उमरा--लेखक शाहनवाज खां समसामुद्दोला और उसका पुत्र 
“अब्दुल हक | वावर से लेकर १८वी सदी (१७८०) तक के सभी प्रमुख अमी रों'और मनसब- 
'दारो'की जीवनियो का वहुत ही उपयोगी एव महत्वपूर्ण सग्रह हैं । यह जानकारी समकालीन 
अख़वारो और प्राप्य ऐतिहासिक ग्रथो आदि से इकट्ठी की गई है। बाबू ब्रजरत्न दास कैत 
इसका हिन्दी अनुवाद काशी न्ागरी प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया हैं । 
४ सियार-उल-मुत्रा वेरीन--लेखक गुलाम हुसेन अली खाँ (अग्रेजी अनुवाद) । यह 
१७०० से १७८६ ई० तक का भारतीय इतिहास हैं। बी 
५ | +६ 
हिन्दी की 
बोर्रासह देव चरित्र--इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि केशवदास मिश्र बीरसिंहं देव 
चुंदेला के अनुज कछीवा पिछोर के जागीरदा र इन्द्रजीतर्सिह के आश्नित कवि थे । वे बीरसिंह 
देव के भी कृपापात्र थे। इसमे बृंदेलो की वशावली सक्षिप्त में देकर वीरसिहह देव के कार्य- 
कलापों और अवुरूफजल के वध का भी वर्णन किया गया हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह 
ग्रथ विशेष महत्वपूर्ण नही है । 
छत्र प्रकाश--गोरे लाल 'छाल कवि' द्वारा रचित यह बहुत ही ऐतिहासिक महत्व 
का'काव्य ग्रथ हैं । लाल कवि छत्रसाल के दरबवारी कवि थे और उन्हीं के आदेशानुसार 
लाल कवि ने इस ग्रथ की रचना की थी। यह नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा' प्रकाशित 
हो चुका है। पाग्मन ने अपने ग्रथ 'हिस्ट्री आफ दी बुदेलाज' में छत्न प्रकाश का कुछ श्रुटिपूर्ण 
अनुवाद! दिया हूँ । 
(अध्याय ८ के परिशिप्ट व को देखें) 
 झतम्नप्ताल ग्रतावलो---छत्रसाल की कविताओं का यह सम्रह श्री वियोगी हरिःद्वारा 
सपादित किया गया हूं और छत्रसाल स्मारक समिति पन्ना ने इसे प्रकाशित किया हैं। 
छत्र भूल दश्मक--प्रसिद्ध कवि भूषण के छत्रसारल सवधी छदो का सग्रह । इसमें 
फेंवलछ दस छद हूँ । 


इस ग्रथ में प्रयुक्त ऐतिहासिक सामग्री १६३ 


अंग्रेजी (अनूदित) । 
युआन च्वाग ट्रेन्हल्स इन इडिया--वाटर्स । 
अलवखरूनी--साचौ । 
निकोलाई मनुची की स्टोरिया डो मोगोर--विलियम इविन । 
इब्नबतृता--एच ० ए० आर गिब्स | 
बनियरस्‌ ट्रैव्हल्स इन हिंदोस्तान--हेवरी ओल्डनवरा । 


(ब) परचांत्कालीन 
अंग्रेजी 
१ एनल्स एड ऐंटिक्विटीज़ आफ राजस्थान (जि० १)--टाड | 
२ हिस्द्री आफ इडिया एज टोल्ड बाई इट्स हिस्टोरियनूस (जि० १, ६, ७, ८)- 
इलियट एड डासन | 
३ हिस्ट्री आफ दी वृदेलाज़---डब्ल्यू० आर० पाग्सन । 
४ चेंदेलाज़--डा० एन० एस० बोस 
५ शेरशाह--डा० कालिकारजन कानूनगो | 
६ हिस्ट्री आफ जहागीर---डा० वेनी प्रसाद । 
७ हिंस्ट्री आफ शाहजहा आफ दिल्‍ली--डा० बनारसी प्रसाद। 
८ हिस्द्री आफ औरगज़ेव (५ भाग )--सर यदुनाथ सरकार | 
९ स्टडीज इन औरणज़ेब्स रेन-- र 
१० हाउस आफ शिवाजी-- हर 
११ शिवाजी एड हिज्ञ टाइस्स--- क 
१२ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन-- 7 
१३ लेटर मोग्रल्स (२ भाग)--विलियम इविन । 
१४ आर्मी आफ दी इंडियन मुगल्स-- ,, 
१५ मालवा इन ट्रान्जीशन--डा० रघुवीरसिंह। 
१६ हिंस्द्री आफ दी मराठाज़ (भाग १)--प्राट डफ 
१७ हिस्ट्री आफ दी मराठा पीपुल---किनसेड एवं पारसनीस । 
१८ न्यू हिस्द्री आफ दी मराठाज़ (भाग १-२)--डा० गोविन्द सखाराम 
सरदेसाई । 
१९ पेशवा बाजीराव फर्स्ट एड मराठा एक्सपेंशन---डा० वी०.जी० दिघे। 
२० दी फट टू नवाब्स आफ अवब--डा० आश्मोर्वादीलाल श्रीवास्तव । 
२१ आर्कलाजिकल सर्वे रिपोट्स---जि० १०, २१। 


१६४ महाराजा छत्रसाल दुंदेला 


२२ एपिग्राफिया इडिका--जि० १। 
अग्रेजो स्दुट लेख 


१ मराठाज़ इन मालवा--ले० महाराज कुमार डा० रघुबीरसिंह। सरदेसाई 
कमेमोरेशन व्होल्यूम १९३८ में प्रकाशित । 

२ मराठाज़ इन दी लेंड आफ ग्रेव वुदेलाज़--ले० महामहोपाध्याय दत्तो वामन 
पोतदार । हिस्टोरिकल एड इकनामिक स्टडीज़ के फर्ग्यूसन कालेज पूना के जरनल में 
प्रकाशित । 


हिन्दो 
१ चेंदेल और उनका राजत्व काल--केशवचद्र शर्मा 
२ बुृंदेलखड का इतिहास--गोरे लाल तिवारी 
३ वृंदेलखड का इतिहास (भाग १)--प्रतिपाल सिंह 
४ बूंदेल वैभव (भाग १-२)--गौरी शकर द्विवेदी 
५ मिश्रवव्‌ विनोद (भाग १-२)--मिश्रवधु 
६ शिवसिह सरोज--शिवसिह 
७ हिन्दी साहित्य का इतिहास--रामचद्र शुक्ल 
८ भूषण विम्पं--भागीरथ प्रसाद दीक्षित 
९ वीर काव्य---डा० उदय नारायण तिवारी 
१० नायूराम प्रेमी अभिनदन ग्रथ--अक्तूबर १९४६ में प्रेमी अभिनदन ग्रय 
समिति टीकमगढ़ द्वारा प्रकाशित । 
मराठो 
१ शककर्ता शिवाजी---डा० जी० एस० सरदेसाई 
२ पुण्य इलोक साहू मराठी स्यिासत, ५--डा ० सरदेसाई 
३ मरादयाचे पराकम (बुंदेलखंड प्रकरण )--पारसनीस 
८ ग्रह्मेन्द्र स्वामीचे चरित्र--पारसनीस 
५ श्रीमत बाजीराव वच्ठाछन---एन ० वी बापट 
६ इतिहास समग्रह--पारसनीस द्वारा सपादित 


तारोप-ए-पु देशखड--मझी ध्यामलान् 
पत्रिकाएँ 


2 जनादय आफ एथशियाड्िज् सोसायटी, बगातन्द 


सजेटियर 


१ ७ छ आी 4 «(| 0 0 ७ 


सानचित्र 


इस ग्रंथ में प्रयुवत ऐतिहासिक सामग्री 


, इंडियन ऐंटिक्वेरी । 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका | 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन पत्रिका । 
इतिहास सशोधक मडल क्वार्टरली (त्रैमासिक) । 


वुंदेलखड गज़ेटियर । 
साँसी--[ उत्तर प्रदेश) । 
वाँदा--( उत्तर प्रदेश) । 


. हमीरपुर-- (उत्तर प्रदेश) । 


जालौन--( उत्तर प्रदेश) । 
सागर--मध्य प्रदेश । 
ओरछा---राज्य । 
पन्ना--राज्य । 
दतिया--राज्य । 


१६५ 


सर्वे माफ इडिया ( १”>-४ मील) के मान चित्र, जिनके नवर निम्नलिखित है -- 
एन एफ ४४, एन जी ४४, जी ५४, एच ५४, जे ५४, के ५४, एल ५४, 
एन पड, मो ५४, पी ५४, ई ५५, आई ५५, सी ६३, डी ६३, एच ६३, ए ६४, 


ई ६४। 


705 66460 0५ 98]69#॥ ५४ - एपुवाधां 


अनुक्रमणिका , 


झ : 

अकबर (सम्राट)--२० । 

अकवर (शाहज़ादा, औरगज़ेव का चौथा 
पुत्र )--५०, १२१॥ 

अकवर खाँ, वगश (मुहम्मद खाँ वगश का 
पुत्र )--८२, ८४ ॥। 

अगवासी--८ ३ । 

अजनार--८६, ८८, ९२, ९३ । 

अजमेर--५६, ६६, ६८, १०५। 


अजयगढ--१२९ । 

अजीतमिह राठोर (जोधपुर का राजा, 
जमवन्तसिह राठौर का पुत्र)-- 
६८, ७७, ८० । 


अजीतराय--५२ । 

सनवर, शेख--५ १ । 

अनूपणशहर--७६ । 

बफ्जल, मुहम्मद (कालिजर का किलेदार ) 
--५६ । 

जफानियाब साँ (धामोनी का फौजदार ) -- 
७५२, ५४। 

जवुलफ्जड (अकबर का मन्त्री)--२० 
फुनो 

जब्दुश्नयी--७३ । 

अब्दल्मा सलँ फिरोज़ जग---२१, २२, 
हा १२०२ । 

अझूस समद--५१ | 

अब्ुस समद (भेलसा वा फौजदार)-- 
- | 

अभर्यागिरट राझोर (अजीतससिह राठौर या 
पुत्र )--८० । 


कर 
जमा पा यद्धू--? ० | 


व्रना-+न 


शत. ०... + नाओओ “5 


कम लक मं 


अमर कुंवर (ओरछे की रानी, जसवन्तर्सिह 


बुँदेला की माता)--१४०, १४१, 
फ्‌्नो। 
अमरकोट--१०२ । 


अमर दीवान--४८ । 

अमानगज---१२० । 

अमानसिंह बुंदेला (सभासिंह बुँदेला का 
पुत्र) --११८ । 

अमानुल्ला खाँ (ग्वालियर का सूबेदार) 
--५० ॥। 

अमीन खाँ (मालवा का सूवेदार )--७२, 
७३ । 

अमीनुद्दीन---७७ फू नो । 

अराकान--१११॥ 

अलीकुली (राणोद के फौजदार शेर अफगन 
का पुत्र )--६२ । 

अली खाँ--१३४ । 

अली मुहम्मद खाँ--९५॥। 

अलीपुर-- १२९ । 

अलोन, अलौना---७८ । 

अवध---८१ । 

अद्योचर--८०, ११६ । 

अहमदनगर--६५ । 

अक्षर अनन्य (कवि, दार्शनिक )--११८ । 

अगदराय बुंदेला (चपतराय का द्वितीय 
पुत्र )---३२, ३४, ३५, ४७, ५१, 
१२७ । 


आ 
आगरा--१७, २१, २३६ फू नो । 
आजम, मुहम्मद (घाहजादा, औरगणज़ेव 


अनुक्रमणिका 


का तृतीय पुत्र )--२६, ६५, ११७। 

आजम कुली खाँ (सिरोज का फौजदार ) 
--+७० | 

आतरी--६० । 

आध्य--११७। 

भानदराय वका (सिरोज का हाकिम) 
---४१, ४७ | 

आलमगीरपुर---७० । 

आध्टा--२१ । 


् 


इखलास खाँ (घामोनी का फौजदार)-- 


५४, ५५। 
इचौली का युद्धऔ---८४ | 
इटावा--६ १, ६२ । 


इद्र्माण धेंघेरा (सहरा का राजा)-- 


२७, २८, रे४, फू नो । 

इट्रमणि वृँदेला---२७ । 

इद्रमणि बुंदेला (ओरछा का राजा)-- 
४७ । 

इन्दरखी ---५०, ५९ । 

इब्नवतूता (मूर का यात्री )--१८ फू नो । 

इलाहाबाद--१७, ५० ६७, ७३, ७४, 
७७, ८०, ८२, ९६। 

इस्लाम खाँ--६१७ । 

इस्लामशाह सूर--२५ फू नो । 


ई 


ईसफ खाँ--- १३४ ! 

उ 
उज्जैन--५९, ७०, ९० । 
उदयपुर---१०५। 
 उदयभान बुंदेला (जुझार्रसह बुँदेला का 
पुत्न)--२रे । 


०729 

२१६७ 

कक 

उदयाजीत बुंदेला (रुद्रप्रताप बुंदेला का 
पृश्न)--२३ । 

उदोतर्सिह बुंदेला (ओरछे का राजा॥-- 
६९, ७९, फू नो, १४०, १४१॥ 

उरई--८८ । 


एु 
एजुद्दीन (शाहज़ादा, जहादारशाह का पुत्र.) 
---६७, ७६ | 
एरच--१७, २१, ३७, फू नो, ४९ 
५२, ५६, ५८, ५९, ६०, ७६, ७७, 
१२९ । 


7 


*य/ 


ऐन खाँ बगश (मुहम्मद खाँ. वगश का 
पिता )--७५ ।- 
ओ 
ओडेर--३९, ४२ । 
ओरछा--१८, १९, २०, २१, २२, २३ 
२४, २५, २७, ३८, ४०, ४५, ४६, 
४७, ४८, ७५, ७८, १२१, १२९, 
१३०, १४०, १४१, १४२, फू नो, 
१४४, १४५। 
ौ 
औरमगज़ेव (सम्राट )--- 
“-जुझारसिह के विरुद्ध-२२ ), 
--घधर्मत का युद्ध---२६ ॥ 
--शाम्‌गढ का युद्ध-२६ । 
--मन्दिर विघ्वस करने के आदेशा-- 
३८। 
“-राजपूताने में युद्ध-४८ ॥; 
-छत्रसाल को मनसव देना--६३ । 
“-मृत्यु---६ ४, ६५ ॥ 


१६८ 


--हिन्दू विरोबी नीति--१०५। 

--२९, २७, ४०, ४५७, ४६, ५०, ण्र्‌, 

५८, ५९, ७५, १०६, १११, ११७, 

१२१, १२२, १३७, १४०, १४५ | 
औरगाबाद--३९ । 


क्त्‌ 


ककर कचनए---३२, ४६ । 

वच्छ---१०२, १०३, १०५ ॥। 

कटिया--४७ । 

कटेरा--२३, ४८ । 

क्डा, चकला--८२, ९२ । 

कर्णपाल--?१८ फू नो । 

कनार--२७ फू नो, ८१। 

कमसद्ीीन (वज़ीर)--८२ । 

कमाल खाँ (मुहम्मद खाँ वयश का चेला ) 
-+०७। 

क्यार--२६, १२१ । 

वल्याण गौतम --५६ | 

बत्यानपुर--८३ । 

डपाराम-- ४९ । 

एप्प, कवि--- १२० । 

काजिम, मुहम्मद (यामोनी का वाकिया 
नवीस ) 

काटियायाइ--? ०४, 

वान्हजी-- १ ०३ । 


कान्होजी भासरे---3० ! 


व कि. किए 
६ ४ 8४४३४ ] 


१०५, ११० । 


प्ममररुण [शाहड़ादा, जौनर्गजेब का पाचवा 


प८५ )--६ ० छू | 
उययम सा (महस्मद पाँ बाण का पत्र ) -- 
++ ०२ ८२ ! 


ऊआयाराटियल या प्रयम थि--<८ ४, ८५ 


महाराजा छत्नसाल बुंदेला 


--ताराहवन का द्वितीय घेरा--८८, 
५२ । 
“सपा को पराजय--९३ । 
+-सहायता पाने के प्रयत्न--९४, 
६५, ९६। 
कालपी---१७, १८, ५१, ५२, ६०, ७६, 
७७, ७८, ९६, १२९ । 
कालावाग---६२, ७१ ॥ 
कालिजर----१८, ५६, ६०, 
१२९ फू नो । 
कालीसिंव (नदी)--१७ फू नो, ६६ । 
कागीराज--३० । 
कियोरसिंह बुंदेला (पन्ना का राजा)-- 
१३१॥। 
कुटरो--५४, १३३ । 
कुलज़म, कुलजमस्वरुप (प्रणामी धर्म 
ग्रथ)--१०७, १०८ । 
कुलपहाड ---८६ । 
कुंवर वृदेला (छत्रसाल का पुत्र)--८१ 
फनो। 
कुंवर कन्‍हँगा जू--१२४ । 
कुंवर वाई (देवचन्द्र की माता)-- 
१०२ । 
कुंवरसेन घेंधेरा --४१ फ नो, ४२ 
फ्‌नो। 
केन (नदी)--3८ । 
क्गरीसिंह बेंवेरा--४२ । 
केशव ठाकुर (प्राणनाथ के 
20४ ] 
केशवराय दागी (वासा का जागीरदार) 
४३, ४८, १३७। 
केशवराज, कवि--११८ । 
कोरसिह (देवगट वा राजा)--३५ । 


६२, ९२३, 


पिता )--- 


अनुक्रमणिका १६६ 


कोटरा--५२, ५३, १३० । गरौठा---४६ । 
कोटा--६६ । खवालियर--२०, २४, २५, रे८, ४७, 
कोहाट---७५ । ५०, ५६, ८१, १२९। 
कौंच--२६ फू नो, २७, ७६, १२९, | गागरोन--६२ । 
फूनो। गागजी-- १०४ । 
ख गाडरवारा--२१ फु नो । 
गिरघल्ला----५४ । 
ला यम गिरघरवहादुर---८० । 
खजुराहो--१८ फु नो । गुना--५६ । 


खरगे, बारी--३९ फू नो । 
खलीलल्लाह खाँ--२६ । 

खाँजहाँ लोदी--२१ । 

खाँजहाँ (छत्नसाल का पुत्र )--२२ । 
खाजहाँ, (बहादुर खाँ) देखें । 
खालिक--४२, ४३, ४५ । 


गुलालसिंह बर्शी, कवि---११८ । 

गैरत खाँ (एरच का फौजदार)--६० । 

गोपाल बुंदेला (चपतराय का पाचर्वाँ पुत्र 
-“रे२, १२७। 

गोरेलाल---लालकबि देखें । 


कल गोलकुडा--२२, ५९ । 
--९१। गोवद्धन (प्राणनाथ के ज्येष्ठ मश्राता)-- 
खिमलासा--५४ । --१०४ । 


खरन्देश खाँ (इटावा और घामोनी का 


गोविन्द बल्‍लाल खेर---९९ । 
फौजदार)--६१, ६२, ६३, १४० । 


गोविन्दराय--३९ फू नो । 


खैरागढ---५ १ । 
खेल्हार--२४, १२७ । च्॒ 
ग चेंदेरी--१७, २०, २२, २३, २७, ४५, 

गगा--६७ । ४८, ७८, १२१, १२९, १३०, १४०, 
£ गगाराम चौदा--१३४ । १४२ फू नो, १४४, १४५ | 
गंगाराम चौवे--५२ । चद्रापुर--४३ । 

गज़ेसिह---७३ । चपतराय वुंदेला (छत्नसाल के पिता) 

गढ़ ककरेली---८३ । “-वीरसिंह देव और जुझारसिह के 
गढ़ कुडार-- १८, १९, ३० । सहयोगी एवं विद्रोह---२३, २४। 
गढ़ वबनेरा--७१ । >-पहार्डासह की सेवा में--२५ । 
गढा--९१ । -“दारा की सेवा में और औरगज़ेब से 
गढाकोटा--४५, ५५, ५७, १२९। सहयोग--२६। 

गरीवदास वुंदेला--- (छत्रसाल का पुत्र )--- “पुन विद्रोह और मत्यु--२७, २९। 


दर || ---+२२, ३३, ३४, ररे७छ फ़र नो ४०, 


१७० महाराजा छतन्नसाल बुंदेला 


४१, १२०, १२१, १२८, १४१, 


श्थरफुनो । 
चवल (नदी )--१७, २६, १२१। 
चरखारी--१२९। 
चादा---२२, ९० । 
चिन्तामणि--९ १ । 
चिमाजी अप्पा--९०, ९५ फु नो, ९९। 
चिल्गा नौरगाबाद---५२ । 
चित्रकूट---४२, ५२, ११६। 
चूडामन जाट---७७ | 
चौोखडी--८३ | 
चौरागट--२ १, २२ । 


छ 


छतरपुर, छतरगढ--५७ । 


छब्वीलेराम (इल्लशाहाबाद का सूवेदार )-- 


७२। 
छम्रमुठुट बुंदेला--६२ । 


छत्रसाल बुँदेला (चपतराय के चौथे परत 
और पन्ना राज्य के संस्थापक )-- 


१०पफु नो , २४३, २८४फु नो । 
“जन्म जौर वचपन--३२, ३३ । 
“--जयसिह वी सेना में--३ ४८, ३०। 
++शिवाजी से भेंट--३ ६ । 


-शुभवरण थौर सुजानमसिह से भेंट--- 


ऊयदिदायद आगमन, संपर्प 
नंयारी---३२, ४० । 


कआअटाशिम और सारिश से यद्ध-- 


४9, ८३ । 
“ाउिशयराब दागी से यद्ध---४३ 


आय लटा थाँ में उद्ध--४५, 4६। 


शआमुनस्ाा माँ से युद्ध--४० । 


सन अलकनन«->णगगमकनम अनमझाओ--नन««म-. 


हा] 


--तहाव्वरखां से युद्धझ--४८, ४९ || 

--औरगज़ेब से भेंट--५० । 

--सदरुद्दीन से युद्ध--५२ । 

--वहलोल खाँ से युद्ध-५३ । 

--शाही सेना में--५४ । 

--धामोनी के प्रदेश में आक्रमण--- 
५५, ५६ | 

--+फिर शाही सेना में--५७ । 

-शाहकुलीन से युद्धझ--५८, ५९ | 

-जेर अफगन से युद्धझ-+-६१ ६२। 

--चार हजारी मनसव और राजा की 
उपाधि--६३ । 

--पचहजारी मनसव और वहादुरशाह 
से भेंट--६६ । 

-जलोहागढ के युद्ध मे--६७ । 

-+फरस्ंखसियर के समय में छ हजारी 
मनसव--६८ । 

->सवाई जयसिह से मालवा में सह- 
योग--६८, ७३ । 

--मुहम्मदशाह से विरोध का सूत्र- 

पात---9३3, ७४। 

+#दिलेर गा से युद्ध--७८, ७९ । 

“अगश्न से युद्ध का प्ररम्भ---८०, ८१। 

+>जगण का द्वितीय अभियान---८२,८ ३ 

+टेैचोली का युद्ध---८ ४ । 

++जैतपुर में घिर जाना--८६-८८ | 

-+जत्रगण के डेरो से मुक्ति--८५९ । 

>पेणवा से सहायता वी याचना-- 


“गतपुर का घरा--१%३-९५ 

_+>जेगण से सवि--९५, ९६ | 

वेणवा को दत्तक पुत्र घोषित करता-- 
०७। 


अनुऋसणिकर 


-प्राणनाथ से भेंट---१०७,, १०६, 
१०७, ११३॥ 
---काव्य प्रतिभा--११४, ११५। 


“भूषण से भेंट--११६, ११९ । 
>->आश्रित कंवि--११६-११८ । 
--रानिया--१२३, १२४ ॥। 
“पुत्र और बधु--१२४-१२८ । 
--राज्य विस्तार एवं राज्य विभा- 
जन---१२९, १३२, १३३ ॥। 
“शासन---१३०-१३४ । 
--मृत्यु--१३६ । 
“-चरित्राकन---१३७, १४६ । 
छन्नसाल राठौर--६४ फू नो । 
छर्मास॒ह (मौघा के जयसिंह का पुत्र ) 


++-८ ४] 


जे 


जगतराज वृदेला (छत्रसाल का ह्वितीय 
पुत्र )--३६ फू नो , ६६, ७४ फू नो । 
ल्‍दिलेर खाँ से मुठ्मेड-७९ | 
--वगश से मोर्चा--८४, ८५ । 


-++-धायल होना---८६ । 

--८०, ८१, ८२ फू नो, ८८, ८९, 
९९, १००, १०५, ११३, १२२, 
१२४, १२५, १२६, १२७, १२९ 


फू नो, १३२, १३३, १३६ फु नो, 
१४१ फू नो, १४२ फ नो, १४७ । 
जगतसिह बुंदेला--०३ । 
जगतसिह बुंदेला (चपततराय का भतीजा) 
ब्य  । 
जगतसिंह वुँदेला (छत्नसाल का द्वितीय 
पुत्र ) --जगतराज देखें । 
जगरूप--७३ ! 


१७१ 


जता--२४, ४६॥ हु 

जवलपुर--१७ 

जयचन्द वुंदेला---७३ । 

जयसिंह (मौबा का जागीरदार)--- 
८३, ९२ । 

जयसिह, मिर्ज़राजा--शिवाजी के विरुद्ध 
ओर छत्रसाल से भेंट--३४, ३५, 
३६ फू नो, १२१, १२४ १३७, 
१४४, १४५ । 

जयसिह सवाई--६७ फु नो । 
--मालवा के सृवेदार--६८ । 
“दिलेर खाँ से युद्ध--७० । 
“5पपिरसुद के युद्ध में--७ १ । 
-जाटो के विरुद्ध-७२ । 
“-वबुदेले राजाओं को वगश के विरुद्ध 

उकसाना--७३ फू नो, ७९ फू नो । 
-११६, १३७, १४२ फू नो । 

जलालपुर--५७, ५८, ८७, १३१ । 

जसवन्तासह वुँदेला (ओरछे का राजा) 
--+४८, १४०, २१४९ ॥ 

जसवन्तसिह राठोर (जोधपुर का राजा) 
"7२६, १०५। 

जसो--५४, १२९ । 

जसोंदा---३० । 

जहागीर (पम्राट)--२०, ७५ फू नो । 

जहादारशाह (सम्राट )--६८, ७६ । 

जाजऊ का युद्ध--६५ । 

जानिसार खाँ (ग्वालियर का फौजदार) 
“ए्रे | 

जाफर अली (राणोद के फौजदार शेर 
अफगन का पुत्र )--६२ । 

जामनगर--१०४ । 

जामजशाह दुँदेला (छश्नसारू का चाचा) 


१७२ 


+रे४, ३५, ४८ । 

जालोन--७६, १२९। 

जिगनी--१३३ । 

जीरोन--४६ । 

जुझारसिंह बुँदेला (वीरसिह देव बुँदेला का 
पुत्र, ओरछे का राजा )-- 

--विद्रोह और गोडो द्वारा वघ-- 

२०, २१, २२ । 

“रे ३, २४, २५, २४, १२१। 
जुझौति, जेजाकभुक्ति--१७ । 
जुल्फिकार, मुहम्मद--८४ । 
जैतकुंवर (जगतराज बुंदेला की रानी) 

८६, १३२ । 
जैत पटेल---४२ । 
जैतपुर--८६, ८७, ८८, ९३, ९४, ९५, 

१२९, फ नो, १३३, १३४। 


साँसी---१८, २४, १२७, १२९ । 
ट 
टोस (नदी )--१७ । 
टीफमगढ-- २५ फु नो । 
डे 
डबरा--२१ । 
त 
तहावब्वर पाँ--- ४८, ४९, ५० । 
नाराहवन (तरह॒वा, तिरहेंवा)--८३, 
८४, ८५, ८८, ९२ | 
तुपोजी पेंचार--१%१ । 
| 


य 
चानेग्बर--६ ६ । 
दद 
दतिया--?23 फू नो, २३, २६ «४५ 


महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


४८, ७८, ११८, १२१, १२९, १३०, 
१४०, १४२ फू नो, १४४, १४५ । 

दभडे---७० । 

दमोह---४७, ५६ । 

दरसेडा---८७, १३३ । 

दलसुख मिश्र---३९ फु नो । 

दलपतराय बुँदेला (शुभकरण का पुत्र, 

दतिया का राजा)--३७ फू नो, ११८, 
१४० | 

दलशाह मिश्र---१३४। 

दानकुंवर (छत्रसाल बुंदेला की घँधेरा 
रानी )--४१ फू नो । 

दामाजी राय--४२ । 

दाराशिकोह (शाहज़ादा, शाहजहाँ का 

ज्येप्ठ पुत्रु)--२६, २७, १२१॥ 

दिलावर खाँ (धामोती का फौजदार)-- 
६० । 

दिलावर खाँ (वगश का सेनानायक )-- 
८४ । 

दिल्‍ली---७६, ८८ । 

दिलेर खाँ (औरंगजेब का सेनापति) 
--३५, ३६ फू नो, ५५। 

दिलेर खाँ (विद्रोही अफगान)--६९%, 
७०, ७१२, ७२, ७३ | 

दिलेर त्राँ (वगश का चेला)--७७, 
(छत्रसाल से युद्ध और मृत्यु--७८, 
७९, ८०, १८२ फ नो । 

दिवेर साँ--०३ । 


दुर्गंभान बुंदेला--(जुझारमसिंह का पुत्र) 


्छे 


--२२ ॥ 
दुर्गंमह (उत्रमाल वा मुघी)--८७ । 
दुर्गादास राठौर--१२१। 


दुर्जनसाल बुंदेता (जुआरसिह का पौशत्र) 


कर । 


(्‌ 


(७ 


हु 


(्ज्पे 


अनुक्रमणिका 


-+रेर | 

दुर्जनसाल बुँदेला (चेंदेरी का राजा) 
--१४१ फू नो ! 

देवचन्द्र (प्रणामी धर्म प्रवर्तक )-- 
--प्रारभिक जीवन---१०१, १०२ ॥। 
--प्राणनाथ से भेंट और मृत्यु-- 

१०२, १०३। 

“7१०७, १४६, फू नो । 

देवकुचर (छत्रसाल की ज्येष्ठ रानी )-- 
रेड, १२३, १२४ ॥। 

देवगढ़ ---२२, ३४, ३५, ३६ फू नो, 
९०। 

देवनारायण वुंदेला---५४, हिरदेसाह देखें । 

देवलजी सोमवशी--९१ । 

देवीसिह गौड (पहाडर्सिह का पुत्र)--- 
५९ ॥ न्‍ 

देवीसिह घेंघेरा--६२ । 

देवीसिंह बुंदेला (रामशाह का पौत्र, चेंदेरी 
का राजा ।) 
-+ओरछे की 

रा 

-+औओरछा छोडना--२३ | 
-चपतराय के विरुद्ध नियुक्ति---२७ । 
वा 05 4! 

दंलवाडा---३४ । 

दोमाव--७५ । 


गही पर वैठना--- 


घ 


घनवाई (प्राणनाथ की माता)--१०४ । 
घनसिह--६९ । 

घनीराम, महत, --३२ फु नो । 

घर्मत का युद्ध--२६ । 

धसान (नदी)--१२१ फू नो । 


१७३ 


| 
घामोती---२२, ४२, ४२३, ४०, ड७, ५०, 


५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५९, ६०, ६१, 
६३, ६९, ७०, ७१, ८१, १२९, 
फुनो। 
धार--७० | 
घुरमंगद बुँदेला--३८ । 
धुवेला ताल---३२ फू नो, १०१, १४६ | 
घूमघाट--२८।... 
धघौरासागर---४२ । 
त्त 
नद--५८ । 
नदन छिपी---४९, १३४ । 
नदीपुर--८७ फू नो । 
नर्मदा (नदी)--१७ फु नो , ३५ फु नो , 
३७, ३९ फू नो , ९९, ७०, ७१। 
नरचर-४६, ५१, १२९ । 
नरासिहगढ---५५ । 
नरसिहपुर--२६ फू नो । 
नसरतगढ---५६ । 
नानक---( सिक्ख गुरु) १०८ । 
नारायणदास--३९ फु नो, ५२। 
नारुशकर--९१ । 
नाहर खाँ--१३४ । 
निज्ञामुल्मुल्कत--८ १ । 
निवाज कवि--१ १६, ११७। 
नीमाजी सिधिया--६३ । 
नेपाल--१११, ११२। 
नौगाँव--३२३ फू नो, ४१ फू नो ! 
प्‌ 
पचम, हेमकर्ण वुंदेला--१८, ३०, ३१ । 
पचमर्सिह, बृंदेला कवि (छत्रसाकू का 
भतीजा )--११८ । 


१७४ 


पचर्मासह---८६ । 

पटना--४९ । । 

पठारी--४४ । ! 

प्थरिया--४२, ४७ । | 

पदमर्सिह बुँदेला (छत्रसारू का ज्येप्ठ । 
पुत्र )--६३ । ' 
“>-वहादुरशाह से भेंद--६६ । 
“+मालवा में--७२ । । 
+>दक्षिण में--७४ । 
“-+-१२५, १२६, १२७, (१३३। 

पन्ना--४७, १०२ फु नो, १०५, १०७, 
१०८ फू नो, १११, ११२, ११७, 


च् 


११८, ११९, १२०, १२४, १२५, 
१२६, १२९, १३१, १३१२, १३४, 
१३६, श्डे१ फू नो । 

पनवारी---४९, ५०, ५६, ५९, ६०, 


६५, ८७, ८८ । 

पवल ढीमर--३९ फू नो, १३४। 

परमाल, परिमदिदेव चेंदेल--१८ । 

पवई--९ १ । 

पहाडसिंह गौठ (इन्दरसी का जमीदार ) 
-7+%०, ५२१, ५९ । 

पहाडसिंह बुंदेल्य (वीरसिंह देव का पुत्र, 
ओरहछे वा राजा)--२५, २६, १२१, 
१४१ । 

पार्वती (वीरसिंह देव वी रानी )--२२ । 

पित्तिहगट--प्यरगट---५६ ॥ 

पिपरहट---४२ । 

पिल्सुद वा युद--3१ | 

पिलाजी जायय--? १? । 

पोरसरी सां (वाल्यी का जामिद)---०८ | 

पुरदिद माँ (मेडसा, धामोनी जौर एरच । 
या फोलदार ) 


। पजाबाद---९% ४ । 
| फोजे मिया---१९ फु नो , १३४। 


६० । | 


महाराजा छत्रप्ताल बुंदेला 


पुरन्धर का घेरा--३५, १३७। 

पूना--३६ । 

पैछानी--८३ । 

पृथ्वीराज बुँदेला (जुझार्पह का पुत्र )-- 
२४, ३४ | 

पृथ्वीराज बुंदेला---४७ । 

पृथ्वीसिंह बुँदेला (दलपतराय का पुत्र) 
बढ + 0, 

पृथीसिंह (गढ ब॒नेरा का जमीठार)-- 
७१ । 

प्रणामी, सप्रदाय--१०२, १०७, १११। 

प्राणनाथ (प्रणामी गुरु)--- |; 
“जीवन परिचय और देवचन्द्र से 


भेंट--१०२ || 

+-छत्रसाल से भेंट और मृत्यु-- 
१०५, १०६ | 

--प्रणामी धर्म सत्रवी उनके विचार-- 
१०७, ११३ । 

“5१९८, ११९, १२०, १४२, 


१४३, १४४, १४५, १४६फ नो । 
प्रतापसाह (कवि)--११८ । 
फ्फ 
फगवाल---५० । 
फर्रुख़मसियर (सम्राट)--६७, ६८, ७२, 
७३, ७६, ७७ । 
फरव्राबाद---७६ । 
फिदाई साँं---३८, ४० | 
फिरोज़ जग--६३ 


रक 


| 
बगणय, मुहम्मद साँ (उदहाबाद का सूबे- 


*अनुक्रम णिका 


दार)-- 


--प्रारम्भिक जीवन, फर्रुवसियर की | वागौदा--३९। 


श्ड 


सेवा में---७५, ७६ । 
--सात हज़ारी मतससब और इलाहा- 
बाद का सूवेदार--७७ । 
--जुंदेलखड पर प्रथम अभियान---८०। ! 
-+द्वितीय अभियान---<८२ । 
-+इचौली का युद्ध--८४ । । 
-जैतपुर का घेरा--८६-८७ । ! 
-मराठो द्वारा जैतपुर का घेरा--' 


९ 
“जतपुर से प्रस्थान--९५, ९६।, 
--९%७, १३७, १४०, फू नो 4 
" बन्दर अव्वास--१०५ । 
वम्वई--११२ । 


वरकदाज खाँ--७० १ 

वरगढ--८३, ८८ । 

वलरूदाऊ, बलदिवान दुदेला--३९, ४० । 

वबशारत मुल्तानी--८७ । ह 

वसारी---९२ । 

वसालत खाँ (एरच और पनवारी का 
फोजदार)--५६ । 

बसिया---४६ । ! 

वहलोल खाँ---५३, ५४ । 

बहादुर खाँ---२५, १२१ ॥ 

बहादुर खाँ कोका, ख'जहाँ--३५ फू नो , 
४५, ५१, ५७। 

वहादुरशाह (सम्राट )--४८, ६५, ६६, 
६७, १२०, १२२, १४१ फू नो | 

बाई जी (प्राणनाथ की पत्नी)--१०४ । 

वाकी खाँ---२४, ३२ । 

चाक़ो स्नाँ (छत्रसाल का सहयोगी)-- 
३९, ४४। 


! 
! 


श्र 
वागराज परिहार--४९॥ 
वाजीराव प्रथम (पेशवा)--८८ 
--छत्रसारू का सदेश--९०, ९१ ॥ 


-+छत्रसाल से भेंद--९२ । 
-+जैतपुर की ओर--९३ । 
“+जतपुर का घेरा--९४ | 
>-दक्षिण को प्रस्यान--९५ । 
--छत्रसाल के दत्तक पुत्र---९७, ९८। 
--छेत्रसाल के पुत्रों से सवबब--९९, 
१०१ ॥ 
--छत्रसाली राज्य में मिला भाग--- 
१२९ फू नो, १३३। 

बादा--८३, १२९। , 

बानगढ---९५ । 

वानपुर---२० । 

बावर (सम्राट )--१९, ११४ । 

वावू जाद--७१, ७२ | 

वारगीदास--५३ । 

बारहपुल---७६ । 

बारीगढ---८५ । 

बालकृष्ण----५२ | 

वालाघाट---२ १ ।' 

वासा--४३, ४४, १३७ ।॥ 

बीजापुर--३५, ५९, १३७। - 

विजावर-- १२९ । 

वीजौरी--३९ । 

वोर--१८, १९ । 

वीरगढ---४९ । 

वीरभद्र वृंदेला--१८ । 

वीरसिंहदेव वुंदेला (ओरछे का राजा)--- 
२०, २३, २४ । हे 


। वीरसिहपुर--८३, १२९ । 


१७६५ 


वुद्धसिह हाडा--सवाई जयसिंह के साथ 
मालवा में ---७०, ७१, ७२ | 
--विद्रोही---७३, ११६ । 

वूँदी--७३, ११६। 

बेतवा नदी--१७ फु नो , ४६। 

ब्रजभमूषण कवि--११६, ११७ । 

ब्रहन्द्र स्वामी--%५ फ नो । 


भ 


भगवतराय--११६ । 

भगवरन्तसह गौड (पहाडसिंह गौड का पुत्र ) 
५ | 

भगवतसिह बुँदेला (ओरछे का राजा )-- 
१४० । 

भगवतसिह बुँंदेला--७४ ! 

भगवानराय वचुंदेला (दतिया का राजा )-- 
ररे। 

भागवत्तराय बुँदेला (चपतराय के पिता )-- 
२३। 

भडिर--२२। 

भान, पुरोहित--३४ । 

भारतीचन्द बुंदेला (ओरछा का राजा )-- 
--२० । 

भारतीचन्द बुंदेला (छत्नमाल का पुत्र) 

“१९, १९५, १२७, १३३। 

भीम दुर्देला (चपतराय वा सहयोगी) 
>+२५फ नो, २६फ्‌ नो । 

भीमनारायण (प्रेमनारामण, गोड राजा) 
--+२१। 

भीमा (नदी )--३६ ! 

मुरागएर--?१२९ । 

मरेसमा (बगश वा चेला)--७७, ८४ | 

भुपण एवि--११६, ११९। 


सह५राजणा छनतक्ताल बुदण। 


श््ि 


भेंड---८३ । हि 
भेलसा--५३, ५९, ६०, ७१, १२९ 
भोगनीपुर---८० । ह 
भोजनगर---१०२, १०३ ॥। 
भोजपुर--.७७ । 


रॉ 


सर 

मऊ, घाट--८२ । 

मऊ, महौनी (जालौन)--१३० । 

मऊ रशीदाबाद--७५ । 

मऊ रानीपुर--२५ फु नो । 

मऊ शम्साबाद--७७, ९५। 

मऊ सहानिया, सूरजमऊ--४ १, ४२, ४३, 
४४, ४७, ५८, ६१, ८५, १०१, १०५, 
११५३, १२६, १२७, १२९, १३६ 
१४६, १४७ । 

मऊ सूरज--मऊ सहानिया देखें । 

मर्टाॉंघ--५८ । 

मडला---९० । 

मडियादुह--५३ । 

मडोरा--४२ फु नो । 

मढी--१२० । 

मत्तू महता (देवचन्द्र के पिता)--१०२ । 

मदसौर---७० । 

मधुकरशाह बुंदेला (ओरछे का राजा)-- 
२० | 

मस्तानी--९७, १२३। 

महरोनी--४२ फु नो । 

महरोली--६९ । 

महावत खाँ---२ १ । 

महावतर्खां बख्शीउल्मुल्क--६६ । 

महासिह भदौरिया--२७ । 

महेवा--२४, २६, ३३ 

महेवा--३३ फु नो, 


| 
2३३ । 


अनुक्तमणिका 


महोवा--१८, ४७, ५४, ८५, ९२॥ 

महौनी--१८, १३० फु नो ॥ 

मॉडल---६० । 

माइ--७० । 

माधव्सिह गूजर--४३ फु नो । 

माधाता चौवे (कालिजर का क़िलेदार )-- 
६०, १३४ । 

माघोगढ---८३ ! 

मानसिंह वुंदेला--(छत्रसाकू का पुत्र) 
“9० 

मिर्जापुर---१७, ३१ ॥ 

मिनू मिर्जा--४५ फू नो । 

मुअउ्ज़म (शाहज्ञादा, औरगजेव का द्वितीय 
पुत्र )--बहादुरणाह देखें 

मुईज्जुह्ीन (शाहज़ादा, वहादुरणाह का 
ज्येष्ट पुत्र) --६५, ६७ । 

मुकुन्दर्सिह बुदेला (छत्नसाल का भतीजा ) 
-+७२। 

मुगावली--५९ । 

मुनव्वर खाँ-४५ फू नो, ४६ फु नो, 
४७, १२२ । 

भुनीम खाँ, खानखाना---६५, ६७, १३७। 

मुवारिज खाँ---८० । 

मुराद (शाहज़ादा, शाहजहाँ का चौथा 
पुत्र )-२६, १२१। 

मुराद खाँ--५५, १२२॥। 

मुहम्मद अली (राणोद के फौजदार शेर 
अफ्गन का भतीजा )--६१ । 

मुहम्भद अली खाँ---७६ । 

मुहम्मद खाँ--वबगश देखें । 

मुहम्मद हाशिम--४१, ४७ । 

मुहम्मद शाह (संम्नाट)--७३, ७४, 

3७७, ८०, ९८ ॥ 


१७७ 


मुस्किरा--५९ । 

मूंघरी--८६ । 

मेघराज परिहार--५२ । 

मेदिनीमल्ल, कवि (छत्रसाल का पौत्र )--- 
"7९१८ । 

मेहरवान कुँवर (रुद्र प्रताप की रानी )-- 
--२३ । 

मेहराज--प्राणनाथ देखें ॥ 

मैहर--४३, १२९ । 

मोर पहाडिया--२४ | 

मोरनगाँव--२८, ३३, ३े४, फु नो । 

मोहनसिह वुँंदेला (छत्रसाल का पुत्र )-- 

६, १२३ ॥ 
मौचा--ए्‌४, ५०, ५८, ७६, ७८, ८३॥ 


य 


यमुना (नदी) १७, ७५, ८०, ८१, ८२, 
९५०, ९६, १२५९५। 
यासीन खाँ वगश---७५, ७६ । 


र 


रणदृल्हा खाँ--५१ । 

रतनशाह बुंदेला (चपतराय का तृतीय 
पुद्र)---२७, ३२, ३९, ४७, १२७ । 

रफीउद्दोला (सम्राट])--७३। 

रफीउद्दारज्ञात (सम्राट )--७३ ॥ 

रजणीद खाँ---७५, फू नो । 

राजगढ (दक्षिण )--३६ फू नो. 

राजगढ (दुदेलखड )--५३, ९१, ९९॥ 

राजमहल---७६ 

राजमहेन्द्री--११७। 

राजसिंह (राणा)--१०५। 


| राजाराम, ब्रह्ममह--१२० ॥ 


१७८ 


राठ--४७, ५८, ५९, ६०, ८१, ८७, ८८। 

राणोद, राणोदा--६१, ६२ । 

रावावहलभ, सप्रदाय--१०३ ॥ 

रानगढ--५५। 

रानिगिर--४३ । 

रामगढह--७३ । 

रामचन्द्र वंदेला (दतिया का राजा, 
दलपतराय का पुत्र)--७८ फु नो, 
७९, ८८, १४०, १४१ फू नो । 

रामदास-समर्थ-गरु १०६ । 

रामनगर--४९, ८३। 

राममणि दोवा--५२, १३४ | 

रामशाह बंदेला (ओरछा, चेंदेरी का राजा, 
मधुकरणाह का पुत्र )--३०, २३ । 

रायसीन---४७ । 

रोवां---८१, १२३, १२९ । 

स्द्रप्रताप इंदेला (ओरछा का राजा ) १९, 
२०, २३। 

रद्र सोडकी (चित्रकूट का राजा )--११६। 

रहुल्ला साँ (धामोनी का फौजदार)-- 
४४ फू नो ,४५, ४६, १२२। 

मपराम वैवई (मालवा में सवाई जयमिह 
का नायव )--७२ । 

ल 

लगते रावत--४९, ६३८॥। 

लट््मणरसिह---८८ । 

हदमणसिंह बुंदेला--९%३ । 

जाद वयि--- 2 १६, ११०, ?२०, ४२२। 

जाटपुवर (चप्तराय वी रानी, छत्र- 
साट वी माता )--२८, ३४ फु नो। 

गाहो+-+-२६ ॥ 

एफ गाँ (घामोनी या नायत)-- 


महाराजा छन्नसाल बुंदेला 


६९ | 

लक---८३, । 

लोहागढ---६७, १२०, १२२, १२७, 
१४१, फू नो । 


लोरी झूमर--८५ । 
व्‌ 

विक्रमपुर--९१ । 

विक्रमाजीत (केशवराय दागी का पुत्र )-- 
४४फुनो। 

विक्रमाजीत बुँदेला (जुझार्राप्नह का पुत्र ) 
हल 

विजयाभिनन्दन, कवि--११८ । 

विन्ध्यराज--३१ । 

वियोगी हरि--११४ । 

वेदपुर--२७ । 


श 


दशमशेर खाँ (घामोनी का फौजदार)-- 
५५, ५६, ५७। 

शमशेर खाँ (छत्रसाल बुंदेला का पुत्र )--- 
१२३ । 

शहाबुद्दीन गोरी (गज़नी का सुल्तान )--- 
१९। 

शादी खाँ बगश (यासीन खाँ वगश का 
मामा )--७५, ७६ । 

शादीपुर--५१ । 

घामृगढ का युद्धऔ-२६, ७६, ६९२१॥ 

थाहकुलीन साँ (एरच और राठ का फौज- 
दार)--५१ फु नो, ५२ फुनो 
५८, १२२ । 

शाहगढ---४८, १२९ । 

घथाहजहाँ (सम्राट )---२०, २१, २२, २३, 


प] 5 कि 
२४, २५, बी । १२१ | 


अनुक्मणिका 


शाहावाद--५९, ६२ | 
शिवपुरी, सीपरी---७६, ७७ | 
शिवसिह--११७ | 
शिवाजी---३४, ३६, ३७, १०५, १०६, 
१२१, १२२, १२४ १९२९, १३०, 
१३५, १३७, १३८, १६९, १४२, 
फू नो, १४४, १४५॥ 
शुजा (शाहज़ादा, ज्ञाहजहाँ का द्वितीय 
पुत्र )--२८, १११॥ 
शुभकरण चुँदेला (दतिया का राजा)-- 
--चपतराब के विरूद्ध नियुक्ति-- 
२६ ॥। 
--छत्नसाल से भेंट---३3७ । 
+रे८, ५०, १२१, १४२ फू नो । 
शेर अफगनन (एरच और राठ का फौज- 
दार)--५८, ६०, १२२ । 
शेर अफगन (राणोद का फौजदार)-- 
६१, ५२, ११३, १२२, १४२ । 


शेरशाह (सम्राट)--१३२, १३९। 
इयाम दौवा---२३ । 


सर हु 
संग्रामसिह---७२ । 
सता--७३ । 


सआदत खाँ, वुरहानुल्मुल्क---८०, ८१ 
<९, ९४ | 


सत्तार खाँ--१८ । 
सदरुद्दीन (धामोव्री का फौजदार)-- 
५०, ५२, १२२। 


सभासिह वुँदेला (हिरदेसाह का पुत्र )-- 
८३, ११८। 

समर तोपची--.४६ । 

सरदार खाँ--८८ । 


१७९ 


सर वुलन्द जाँ (इलाहाबाद का सूबेदार) 


---९६५६ [ 
सरहिन्द---६६ । 
सरीका--१२९ 


सहरा--२७, २८, रे३, रेड फू नो, 
श्र३। 

सहेंदी---८७ | 

साकरखेंडा का युद्ध--८० । 

सागर---१७, ४७, १२९ । 

साथू---८४ । 

सावर--४८, १२१३ । 

सारगपुर---२७ फू नो, ७० । 

सारवाहन वुँदेला (चपतराय का ज्येष्ठ 
पुत्र )--२४, ३२, १२७। 

सालहट---८४, ८५, ८६ । 

साहवराय घंबेरा--२८, ३३ । 

साहिजादपुर--२७ फू नो । 

साहू, छत्रपति--९३ फू नो, ११६ । 

सिदगवा--४२ । 


सिंघ (नदी )--१७ । 
सिघ---१०५, ११२। 
सिमौनी---८३ । 


सिरोज---२०, ४१, ४२, ५१, ५६, 
६३, ७०, १२९। 

सिहुंडा---५५, ७६, ८०, ८३, ८४। 

सीकरी--७२ | 

सीपरी--शिवपुरी देखें । 

सीहोर--२२ । 

सुजानसिह वृंदेला (ओरछा का राजा)-- 
--चंपत के विरुद्ध-२८ । 
“ेत्रसाल से भेंट---३८ । 
“४६, ४७, १४१, १४२, फू नो । 

सुजानसिह बुंदेला (चपत्तराय का भाई) --- 


कब श्ज 
क्र 


